निवेदन 


यह मेरे स्फुट निबन्धों का संग्रह है | साहित्य ओर जीवन के विविध अंगों 
पर मैंने समालोचनात्मक दृष्टि डाली है | अधिकांश लेख रेडियो के लिए लिखे गए थे । 
अतः मुझे यह ध्यान रखना पड़ा कि एक अधिक विस्तृत परिधि के श्रोताओं ओर 
साहित्यानुरागियों के लिए यह सामग्री है | उनके लिए मुझे विचारों ओर तकों की 
की सरलता और भाषा की सुवोधता का आश्रय लेना पड़ा । और इस समय जब ये 
पुस्तक रूप से अकाशित हो रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि साहित्य के साधारण 
विद्यार्थी ओर पाठक भी इन्हें आसानी से समझ सकेंगे | 

कुछ लेख साहित्य और जीवन के ग्रति मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से सम्बन्ध रखते 
हैं। इससे पाठकों को मेरी साहित्यिक कृतियों के समभने में भी सहायता मिलेगी । 
जीवन--मेरी दृष्टि में', कविता का जन्म, कवि के मुख से! कुछ इसी तरह के 
निबन्ध हैं | आलोचक के सामने शीर्पक निवन्ध में तो आलोचक ने मेरे साहित्य- 
गत इृश्कोण की 'चीर-फाड़' तक की है । कबीर के 'उलटि समाना आप में ग्रगटी 
ज्योति अनंत” की भाँति मैंने भी अपने आप में डूब कर आत्म-विश्लेषण किया है | 
इससे मेरा 'साहित्यिक-स्वास्थ्य बढ़ा ही हे । सम्भव है, कुछ ज्योति भी ग्रकट हुईं हो 
लेकिन वह ज्योति तो साहित्य की हे | 

प्रस्तुत संयह में मेंने अखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साहित्य- 
परिपद्‌ के पद से दिए गए अपने दो भाषण भी जोड़ दिए हैं। आशा हे, ये भाषण 
पाठकों को रुचिकर होंगे | ग्रिय मित्र श्री जयराम जी भार्गव, अध्यक्ष साहित्य निकुज 
की सुरुचि से यह संग्रह इतने सुन्दर रूप में साहित्व-ग्रेमियों के हाथों में जा रहा हे, 
इसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । 


सा 0 रामकुमार वर्मा 


निर्देश 


विषय 
१. कन्नीर का दर्शन **- 
२. रमैनी ९० 
२. तुलसी के राम व 
४. तुलसीदास की कविता हह 
५. सूफ़ियों का साधना-मार्ग *** 


६. कला-काल का दृष्टिकोण 

७. रानी केतकी की कह्यनी 

८. भारतेन्दु के साहित्यिक आदर्श 

६. राजा भोज और शअ्रंभ्रेज बहादुर 

१०. पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का आचार्यत्व 
११. प्रसादजी का श्रॉस? *** 
१२, उपन्यास ओर समाज-सुधार 
१३. श्री इन्द्रावनलाल वर्मा की उपन्यास-कला *** 
१४. छायावाद का म्रभाव ( कविता पर ) 

१५. किताओं की बातें *** 
१६. में व्यापारी बन गया 

१७. जीवन-मेरी दृष्टि में 

१८. कविता का जन्म 

१६. मेरा दृष्टिकोण डे 
२०. कवि के मुख से--१ | 
२१. कवि के मुख से--२ 


२२. आलोचक के सामने 0 

२३. लेखक ओर प्रचार 88 

२४. हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इकतीमवें वार्षिक अधिवेशन पर 
साहित्य परिषद्‌ के समापति पद से दिया गया मापण हे 


२५. हिंदी साहित्य सम्मेलन के तेँतीसववे वार्षिक अधिवेशन पर 
साहित्य परिषद्‌ के सभापति पद से दिया गया भापण. « 
२६. अखिल भारतीय कवि-सम्मेलन, जयपुर के सभापति पद से 


श्ण्ष 
श्श्र 
११६ 
१२६ 


श्शेर 


१५३ 


कवीर का दशन 


भारतीय साहित्य फे इतिहास म॑ कबीर के दशन का युगान्तरकारी महत्व है। 
उसने उतर भारत के ब्रीच फेली हुई समाज ओर धर्म की घोर विपमता दूर करने में 
बड़ा काम किया | कबीर पहले व्यक्ति थे निन्‍्होंने हिन्दुओं ओर मुसलमानों के ब्रीच विषभरी 
साम्प्रदायिकता को जढ़ से उख्ाढ़ने की कोशिश की और वे अपने इस प्रयत्न में बहुत 
कुछ सफल भी हुए। धर्म के ऊपरी दोंग को जनता के सामने बढ़ी निर्माक वाणी में कह- 
कर उसके अन्धविश्वासों को दूर करना मद्दात्मा कबीर का ही काम था। उन्होंने सच्चे 
धर्म की व्यवस्था दी जिससे द्विन्दू ओर मुसलमान--दोनों जातियों ने उन्हें अपना नेता 
: मानकर सारे भारतवर्ष में मुख्यतः पंजात, युक्कप्रांत, मध्यप्रांत, त्रिहार, उड़ीसा, बंबई ओर 
गुजरात में कब्रीरपंथ के सिद्धान्तों 'का प्रचार किया | 
कबीर साहत्र के जन्म ओर मरण के सम्बन्ध में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कद जा 
सकता। कब्रीरपंथियों ने उनका जन्म संवत्‌ १४५६ (सन्‌ १३६६) ओर मरण संघत्‌ १४७५ 
(सन्‌ १५१८) माना है | इसके अनुसार उनकी आयु ११६ वर्ष की ठहरती है। नाभादास 
ने अपने 'भक्तमाल' ग्रन्थ में कभीर साहब को रामानन्द का शिप्य कद्दा है। अगस्त संहिता? 
के अनुसार रामानन्द का समय सन्‌ १३०० के लगभग माना गया है; अतः जब रामा- 
ननन्‍्द ६६ वर्ष के रहे होंगे तब कन्ीर सादर का जन्म हुआ होगा । यदि रामानन्द की भी 
आयु हम बहुत लम्बी मानें तब हम कन्रीर साहब को रामानन्द का शिष्य मान सकते 
हैं। कभ्रीरपथ के ग्रन्थों में जिनमें 'मूलपंजी' मुख्य है ओर जिसकी प्रतिलिपि संवत्‌ १७६६ 
(सन्‌ १७१२) में की गई थी कबीर साहब ने अपने गुरु रामानन्द का नाम लिया है। पीपाजी 
की बानी में भी कबीर साहब का नाम<बढ़ी श्रद्धा केसाथ लिया गया है। पीपाजी 
रामानन्द के शिशयों में थे, अतः कबीर रामानन्द के समकालीन हो सकते हैं। बस्ती 
ज़िले के आग्नेय (पूर्व शोर दक्षिण के त्रीच) २७ मील की दूरी पर मगद्दर में आमी नदी 
के दक्षिण तठ पर बिजली रवाँ ने कधीर साहब की समाधि सन्‌ १४५० में बनवाई थी। 
यह एक ऐतिहासिक सत्य है | इसके अनुसार यह तो निश्चित ही है कि कब्नीर साहब 
चौददतीं शताब्दी के अन्त और पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुए । 
कवीर साहब के समय के सम्बन्ध में मैंने इसलिए, प्रकाश डाला है कि उससे 
उनकी समकालीन थार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों का परिचय मिल जावे | चोदहवीं 


कन्रीर का दर्शन 


एक कहों तो है नहीं, दीय कहीं तो यारि। 
£ बसा वेसा रहें, कहे कबीर विचारि॥ 
भारती कहें) तो बहु डर, हलका कं तो कीट 
में का जानूं राम को मेंना करमूं ने दीठ ॥ 
इस तर। फरद्ीर का ईश्वर फिसी सास दंग का नहीं कहा जा सकता, इसलिए, 
ईश्वर में कोई मेद भी नहीं किया जा सकता । परेश्वर का रूप एक ही है। चादे उसे राम 
हा] जाय या रहीम, चादे उसे शोई शव कहे था करीम | इसी विचार से कबीर सागर 
ट्िन्दू धर्म और इस्लाम में सोई शझब्तर नहीं मानते । से के 
हमारे यम रहीना फरीमा कैसी, 'मलह राम गति सोई 
वितमिल मेदि वि्तंमर एके, मोर ने दूजा कोई ॥ 
कट कबीरा दास फकीश अपनी राहि चलि भाई 
हिन्दू नुर्क का करता एक, ता। गति लखी न जाई ॥ 
फडीर स्ग॒दत्र इखर पी मावना अत्यस बदन रू में मानते हैं, उनका 
इश्वर कणशु-फरश में बतमान है, फब्ीर इसीलिए मृर्तिपृना के विगद्ध हैं। जब 
इज्चर सभी जगह हे तत्र उसे एक ही माँत में किस प्रकार सीमित कर सऊते हैं ? ने 
उसका मुख है ने मासा, ने रूय है ने कुरप | कभीर बहुत से देवी-देवताशं के पूजने के 
पन्न में मी नहीं हैं। जब कबीर का ईश्वर निर्विकार रूप से एक है, समश्ि को लेकर भी 
एक है, तब उसे मिन्न-मिन्न रूपों में बधने फी श्रावश्यकता ही क्‍या ऐ ? 
इंश्वर की सावना के साथ ही साथ उन्हंनि जीब की भावना भी बहुत स्पष्ट रूप 
में लिखी है। वे देश्वर और जीय्र म॑ मिन्नता तभी मानते हैं जब्र जीय माया में लिपटकर 
अपना घास्तविक रूस भूल जाता है। जब्र जीव माया से रह्षित हो जाता है तब्र उसमें और 
परमात्मा में कोई अन्तर नदी रह जाता। जब परमात्मा घट-घट में वर्तमान है तथ्र वह 
डीव में मी वर्तमान है और इस प्रकार दोनों एक ही हैं। ईश्वर का जो रूप है वही जीव 
का भी है | इसीलिए कबीर साइन कहते है 
बहुरि हम काहे के आवहिंगे | 
बिहरे पंच तत की रचनां तब हम रामहिं पावहिंगे | 
जैसे जलहि तरंग तरंगनी ऐसे हम दिखलावहिंगे। 
कहे कबीर स्त्रामी सुख सागर हंसहि हंस मिलावहिंगे । 
यानी जिस तरद लद्र नदी का भाग होकर उसी में मिल जाती है, उसी प्रकार 
कबीर सादब्र कहते हैँ कि हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देंगे। इसी 


है 2 है | 


कई। क 


3 
द 


विचार-दर्शन 


भावना में उनका रहस्यवाद मिलता है। वे प्रेम के आधार पर अपनी आत्मा को 
परमात्मा के समीप तक ले जाते है और उससे मिलकर एकता का अनुभव करते र 
जलालुद्दीय रमी और शम्स तबरीज़ के बहुत से विचार कबीर साहब की कविता में 
आप से आप प्रवेश पा गये हैं, क्योंकि कबीर साहब के बहुत से विचार सूफ़ीमत से 
साम्य रखते हैं: 
हम रफ़्त रहवर शुभ में ख़ुदा शमा वितियार 
हम जिमी आसमान खालिक गुद मुसकिल कार 
हम चु वृदनि वृद ख्ालिक गरक हम तुम पेसत, 
कबीर पनह ख़ुदाइ की रह दियर दावानेस | 
कबीर साहब का विचार है कि मैं पथिक हूँ, तू पथ-प्रदर्शक है । मैं ख़ु्दा--छोट 
हूँ, तू विसियार यानी बहुत है। तू यष्टिकर्ता होकर पहले से ही (बूढ) था, में तेरे समक्ष 
या तुममें गर्क यानी लीन हो गया । कबीर इस प्रकार खुदा की पनाह में हैं । 
कबीर ने साधना का पथ बहुत विस्तार से लिखा है। वे रामानन्द के प्रभाव से 
भक्ति, सूफ़ीमत के प्रभाव से ग्रेम ओर गोरखपंथियों के प्रभाव से योग साधने के पत्त में 
है, अर्थात्‌ उनका ईश्वर भक्ति, प्रेम ओर योग के मार्ग पर चलने से पाया जा सकता है । 
भक्ति के अंग में उन्होंने निश्ठुल ओर निष्काम सेवा ही मुख्य मानी है, वे परम्परागत 
नवधा भक्ति के विस्तार में नहीं पड़े | वे तो कहते है : 
भक्ति नतेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाई। 
जिन जिन मन आलतस किया जनम जनस पछिताई ॥| 
प्रेम की भावना अधिकतर उनके सामने सूफरीमत का विचार लेकर आई है 
जिसमें इश्क़ के विचार का प्राधान्य है, जिसमें शरात्र की सी मादकता है 
हरिर्स पीवा जानिए जे कबहूँ न जाइ ख़ुमार । 
मेमंता घूमत रहे नाहीं तन की सार॥ 
साधना-पथ में उन्होंने 'शरियतों और 'मारिफ़त' पर विशेष ज़ोर दिया है। उन्होंने 
अपनी कविता का विशेष भाग इन्हीं साधनाश्रों को स्पष्ट करने में लगाया है। वे सबसे 
पहले मनुष्य में सदूगु्ों की स्थापना ओर दुगगु णों के विनाश पर ज़ोर देते हैं। साँच, 
सहज, साथ, सास्ाही, विचार, वेसास, सबद, पारिष, वेली आदि के अंग लिखते हैं 
ओर जीवन के पवित्र आदर्श की ओर संकेत करते हैं; एवं भेष, कुसंगति, भ्रम, काल, 
निन्‍्दा आदि के अंग लिखकर दुगु थों के विनाश की ओर ध्यान आकर्मित करते हैं। 
इस धकार सत्र तरह से पत्रित्र हो जाने पर ब्रह्म ग्राप से आप अपने हृदय में दीख 
१4 


कबीर का दशन 


पढ़ता है। उसे खोजने के लिए काशी या बाण जाने की शासश्यकता नहीं है 
पूरव दिया हरी का बासा पद्धिम अलह मुकाम | 
दिल ही सोजि दिने दिन गीतरि शहां राम रहमाना ॥| 
झौर इस खोजने में प्रेम वी प्रधानता 
नेनां अंतारें आचतरू निम्त दिन निएप तोहिं | 
कब हरि दरसन येहुगे सो दिन झा मोटि |। 
झयनी समरालीन परिह्यितियों के कार्य कबीर साइछ ने गोरसपंसियों के 
साथना-प् पर भी जार दिया है, बह है योग | इठसोग फी क्रियाद्ों के दारा श्रासन 
प्राश्याम से शरीर दे साह्नियों श्रीर चर्शों यो] साधफर आत्म-विस्मृत हो समाधि प्राप्त 
फरसना और अद्यानुभूति में लीन होना भी फबीर साहब ने लिखा है 
हिडोलना तहां भरते खआतम राम । 
प्रेम भगति हिंडोलना धत्र संत्नि की विश्राम ॥ 
चंद सूर दोह खंगवा बक नालि की ढोरि। 
ऋले पंच फ्यारियों तहां झले जिय मोरि ॥ 
शादि बहुत सी बाते उन्होंने शडा, पिंगला, सुपुमणा साड़ियों और मूलाधार, 
ल्ाधिए्ान, मग्िपूर, श्रमाइत, बिशुद्ध और आ्राजाचक पर लिखी हैं; अन्त में उन्होंने 
सदसदल कमल में चन्द्र श्रीर झम्रत का जिक्र करते हुए ओआफाश' श्रीर मेँवर गुफ़ा' 
का संकेत किया है। मूलाधार में स्थित छुंडलिनी के जागरण शरीर पदचक्रों फो पार 
करते हुए, सहसदल कमल फे स्पर्श पर भी बहुन सी बातें फ्दी गई हे जो 
गोर्खनाथ के गोरखबोध! नामक अन्य से ली गई जशात होती हैं। इन बातों के चित्रण 
फरने में बहत से रूपकों की भी आवश्यकता पढ़ी श्रीर इन रूपकों के विचिन्त बन्धन 
ने बहुत सी उल्टॉसियों की रूपरेखा खींन दी है। ये उल्टब्रॉसियाँ बढ़ी विचित्र हैं 
देखने में निलकुल अ्रसंभव मालूम पढ़ती हैं. लेकिन हठयोग की कियाश्रों को ध्यान में 
रखने सेवे स्पष्ट दो जाती दें : 
तर्बर एक पेड़ त्रिन.ठाढ़ा बिन फूलां फल लाया | 
यहाँ तम्बर मनुष्य का शरीर है आर इसमें बिना फूल के जो फल हैँ वही 
पदचक्र दें | इसी प्रकार बहुत से रूपक कबीर साहब ने लिखे हैँ जो कभी चरखे से, 
कमी करे से, कमी जंगली जानवरों से, कमी चनजारे के व्यापार से श्रीर कभी जल या 
आकाश के प्राणियों से सम्बन्ध रखते है। ये सब बातें जीवन के स्वामाविक अनुभवों से 
सम्बन्ध रखती दूँ श्रीर इस प्रकार जनता की समझ में आसानी से श्रा जाती हैं । कन्ीर 
प्‌ 


विचार-दर्शन 


साहब के ये रूपक जहाँ गोर्खपंथियों के प्रभाव की ओर संकेत करते हे यहों वे जनता 
के हृदय में धर्म के प्रति कीवृहलपूर्ण भावना को जगा कर पनित्त विचारों की सि 
भी करते हैं । 
कबीर साइत्र ने माया को बहुत गालियों दी हूँ । श्रद्वोत्वाद की माया तो केदल 
भ्रम उत्पन्न करनेवाली है। कम्रीर सादव ने इस श्रम की कल्पना के साथ दी माया को 
छुल करनेवाली श्रीर पाय-मार्ग की ओर प्रेरित करनेवाली एक ली के रूप में भी 
देखा है। 'कनक ओर कामिनी' में कत्रीर ने माया का चित्र खूब ही खींचा है, क्योंकि 
अधिकतर वे दोनों ही भक्तों को ईश्वरीय मांग से दर ले जाती हैं। सफ़ीमत में घर्म-श्र८ 
करनेवाला शैतान दे जो सीपे-सादे साथधकों को साधना-यथ से दर ले जाता है। ऐसी 
ही कुछ भावना कबीर की माया में है। उन्होंने उसे डाइन कहा है 
इक डाइन मेरे मन सें बसे रे नित उठि मेरे जीय को उसे रे | 
वे कहते हैं 
एक कनक अरु कामिनी जय में दोड़ फंदा | 
इन पे जोन बचाव ताका में बंदा ॥ 
वे माया की भत्सना करते हुए कहते हैँ 
भूले भरामि कहा तुम राते क्‍या मदमाते माया | 
राम रंगि सदा मतवाले काया होई निक्राया ॥ 
कहत कबीर सुहाग सुन्दरी हरि भज हैं निस्तारा । 
सारा खलक खराब किया है मानस कहा विचारा | 
इस तरह कबीर साहत्र ने ईश्वर, जीव, साथना ओर माया इन चार अंगों पर 
बड़े तकंपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला है। यह तर्क इतना सरल है कि जनता के हृदय पर 
अपनी छाप छोड़ जाता है। 
चौदढवीं शताब्दी के अन्त ओर पंद्रहवीं शताब्दी के आरंभ में कद्दीर साहब 
ने अपने सिद्धान्तों के द्वारा मनुष्य जाति को एक़ता के सूत्र में बाँघने का बड़ा शक्ति 
शाली प्रयत्न किया | आज भी बहुत से हिन्दू और मुसलमान इस समान धर्म के इश्वर 
के अनुयायी हैं| संसार के हिन्दू ओर मुसलमानों को चाहिए. कि थे कब्नीर साहब की 
कविता पढ़कर अयने आपस के सारे भेद-भावों को भूल जाबें ओर सारी दुनिया के 
एक ईश्वर को मानते हार देश और समाज को सधार के इतिद्वास में अमर बना दें। 


( रेडियो के सौजन्य से ) 


रमेनी 


महात्मा कबीर ने जो 'बीजक' की सृष्टि की है उसमें रमैनीका विशिष्ट स्थान 
है। इनकी संख्या चोरासी हैं। इन स्मैनियों में कभीर ने माया का निरूपण ही अगेफ 
प्रकार से एवं भिन्न दृष्टिकोश से किया है। माया के निरूपण में जीव ही प्रधान ल्‍ूप ने 
वर्शित है, क्‍योंकि वही माया में स्मण करता है । इस प्रकार माया में रमण करनेदाले 
जीव के वर्णन को ही कबीर ने रमैनी का रूप दिया है। 

मध्यप्रदेशान्तर्गत रायगढ़ स्टेट में खरसिया के कबत्रीर-मठ के एक संत कप 
कथन है कि माया का तिरस्कार कर ईश्वर (राम) से पहिचान करने वाले पढ़ी #: 
कबीर ने रमैनी कहा है ।* 

स्मैनी में गरम को पहचानने एवं उनकी ओर थआ्ाकृष्टठ होने का भाव अनेत. «२ 
आया है। सारी रमैनी में सम का नाम पद्मीस बार आया है ओर सबभे पदा 
भाव है: 






“कबीर और जाने नहीं राम नाम की आस” 
( समैनी ३ ) 
किन्तु यह मत समीचीन नहीं जान पड़ता | स्मैनी माया के अनेक श्रंग 
तथा उसके वास्तविक रूप को जानकर उससे बचने के लिए ही कही गई है। पशली 
स्मैनी में अन्तर्जोति' के वर्णन करने के बाद दूसरी रमैनी में माया की उदा्त 
कही गई हे ओर फिर माया का ही निरूपण है | अन्तिम स्मैनी में भी 
“माया मोह वंधा सब कोई 
अन्ते लाभ मूल गो खोई”” 


१. राम नाम श्रति दुलेस, श्ोरे ते नहिं कास | 
आदि अंत ओर युग युग, मोहि रासहि ते संग्राम ॥ 
साखी ७६ ( ब्रीजक ) 
कहहिं कबीर पुकारि के ई ले ऊ व्योहार । 
रास नाम जाने बिना भौ बृढ़ि सुवा संसार ॥ 
साखी ५ ( बीजक ) 


विचार-दशन 


लिखने के भ्ाद की साखी है: 
आपु आपु चेते नहीं, कहों तो रुसवा होय | 
कहहिं कबीर जो आपु न जागें निरास्ति आस्ति न होय | 
स्वयं कबीर ने स्मेनी को माया में रमण करने के श्रर्थ में लिखा है :-- 
कम के के जग बोराया | सक्त भक्ति के ब्रांधिन माया || 
अदूभृत रूप जाति की वानी | उपजी ग्रीति रमेनी ठानी ॥ 
( रमैनी ४ ) 
अतण्व ग्मैनी का अर्थ जीव की उस दशा का वर्णन है जिसमें वह माया के 
रूप से मोहित होकर तथा उसके वशीभूत होकर उसमें लीन हो जाता है; अथवा उसमें 
ग्मग करने लगता है। 


तुलसी के रास 


महाकवि तुलसीदास का गमचरितमानस' इमारे देश की सम्पनि है। इस 
एक अन्य से भारतीय जनता फो अपने भार्मिक श्रादशों के बनाने में जो सद्ायता 
मिली टै, बद किसी दूसरे अन्थ से नहीं । उसका कारण या है कि तुलसीदास ने राम 
के जीवन फो इतना लोकब्यारी श्रार मंगलमय रूपए दिया है कि उसके प्रति सभी के 
दृंदय में आदर शोर प्रेम की पवित्र भावनाएँ जाग छटी हि। समाज और परिवार 
की मर्यादा ठीक रखने में सम जिस तरद काम कर सक्के हैं, उससे थे सयांदा पृरषोत्तम 
के रूप में था जाने दे | गम टिन्दु-पस्थार के अ्ग झोते हुए भी बहा हैं. और उनमें 
इतनी दया और कदणा है झ्लि ये किसी भी निर्दोष थाणी का हुग्ख नहीं देश सकते । 
थे साधुओं के परित्राण तथा छुप्शें के विधाश के लिए. मसुण्य के रूप में अवतरस्नि 
होते है| गम के चरित्र में इतने गुणों का एणग साथ समावेश होने के काग्ग जननसा 
डरे खापना देवता मानती है और गम बा पावन लसिति अरनी कुशल लेखनी से 
लिखने के फारण ही मद्दात्मा तुलसीदास द्िन्दी-साहित्य में प्रेमासक्त भक्त और प्रतिभा- 
संयक्ष कवि हुए। वे इस देश के दी नहीं समस्त संसार के मदाकबि माने गये | 

संस्कृत-साहित्य में गम की पूरी कया वाल्मीकि गमायगण में लिखी गई जिसकी 
रचना ईसा के ६०० बर्ष पूर्व मानी जाती है| इसमें सात कागद है, किन्तु पहला ओर 
सालवाँ कागढ़ बाद में लिखा गया शात शोता है| इसका कारण यद है कि दूसरे रे 
छुटें कागुट तक राम का जो रूप है वद ईश्वर का न होकर एक तेजस्वी मद्गापुरुष का 
है | पहले ओर सातने फास्ट में गम के चरित्र में अलीकिकता का अंश अधिक हो गय 
है। इसीलिए ये कागट उस समय के लिखे हुए माने जाते हैं जब राम के रूप मे 
इतना पिकास दो गया था कि वे मनुप्यत्व के धरातल से उठकर ईश्वरत्व के घरातढ 
पर चले गये थे, उनमें ईश्वर की सभी विभूतियाँ प्रतिठित की जा चुकी थीं। बाल्मीरि 
रामायण के मौलिक रूप में गम एक मद्मापुरुष हैँ, न तो वे देवता हैं ओर न किस: 
देव के अबतार । । 

राम कत्र श्रवतार के रूप में माने गये, इस संबंध में हमें भारतीय इतिद्दार 
से सहायता मिलती ह। ईसा के दो सो वर्ष पूर्व मौयचंश के विनाश होने पर जः 
शुंग-घंश की स्थापना हुई तो राजनीति में तो परिवर्तन हुआ, किन्तु धर्म का रूप -वैर 


छू 


विचार-दर्शन 


ही बना रहा। बौद्ध धर्म इस समय बड़ी उन्नति पर था। गौतम बुद्ध इस समय भर 
माने जा रहे बे । उनके इस अलोकिक रूप ने स्पर्धा की दृष्टि से तत्कालीन 
धर्म के विकास में प्रतिष्ठित राम को भी ईश्वर मानने में सहायता दी | एक तो 

पहले से ही महापुरुष की विभूतियों से संपन्न थे, अब राम में ईश्वस्त्व की प्र 
भी हुई | इसलिए, राम के इन दोनों चरित्रों में संबरद्धता स्थापित करने के लिए 
को अवतार के रूप में भी मान्यता मिली; अर्थात्‌ वे ईश्वर होकर भी अवतार के 
में मनुष्य हुए। वायु-पुराण जो ईसा के ४०० से लेकर २०० वर्ष पूर्व का ग्न्थ : 
जाता है, राम को विप्णु के अवतार-रूप में प्रस्तुत करता है | ईसा के दो सो वर्ष 
नारायणीय में भी विप्णु के- अबतारों म॑ राम का वर्णुन है। नारायणीय के 
संहिता में विप्णु के साथ शक्ति का संबंध होने के कारण राम के साथ सीता की 
भी जोड़ी गई | राम के दैवी व्यक्तित्व की ज्योति विप्णु-पुराण में त्रिखरी जो 
के ४०० वर्ष आद लिखा गया | इस समय उत्तर भारत में गुप्त-बंश शासन कर रहा 
गुम-चंश के नरेश परम भागवत उपाधि से अपने नाम को अलंकृत करने में ४ 
गार्र समभते थे | उनसे भी विप्णु-पूजा में विशेष सहायता मिली | ईसा के ' 
बर्ष बाद "राम पूर्व तापनीय उपनिषद्‌ः और राम उत्तर तापनीय उपनिषद्‌” में राम 
के पूर्ण अवतार माने गये। आगे चलकर अध्यात्म रामायण” में तो राम र 
के रूप से ऊँचे शिखर पर पहुँचे। उनके प्रति भक्ति की चरम अभिव्यक्ति भार 
पुगण द्वारा हुई। भागवत-पुराण' ने राम की भक्ति एक संगठित संप्रदाय के रू 
प्रचलित की । दक्षिण भारत में इसी समय भक्ति के विधायक अलवारों की माव-भूरः 
श्री गमानुजाचार्य ने विशिष्वाद्नोत के सिद्धान्त में राम की भक्ति का प्रचार वि 
श्री रामानुजाचार्य की शिष्य-परंपरा के पाँचवें शिप्य रामानन्द ने उत्तरी भारत में 
गम-नाम का प्रचार जाति-बन्धन को दीला कर सर्वसाधारण में किया। मा 
तुलगीदास ने इन्द्री रामानन्द के आदशों को ध्यान में रखते हुए राम के रूप 
ज्ननसाधासर्ण के इतने समीप तक पहुँचा दिया कि सारी जनता 'सियाराममय 
उडी | जनता को यद कथा सममभाने के लिए, तुलसी ने उसे जन-साधारण की : 
ही में सेयारस की अमभृूनपूर्व क्मता प्रदर्शित की 

भापा-चद्ध करव में सोई | मोरें मत अवोध जेह़ि होई ॥ 

हुदसीदास ने जटीं गम की विधि हरि शंत्र नचाबन छारे! की विशेषता से संपत्न | 
बह अति किदीदव प्र्ु करत वरिपादं कंदकर संसार से राम की एकरु 


नर 
कच अा5जजम डी 


प्रदर्शित थी यो तो मदात्मा कबीर ने भी गम की मक्ति जनता में प्रचारित की, | 


दे तुलसी के राम 


उनके राम में अवतार की कोई भावना नहीं है। उनके राम रूप और नाम से उर्व॑था 
परे हैं। पे साकार और नियुकार दोनों से ऊपर है । इस प्रकार कबीर फे शम सिद्धान्त- 
बाद के प्रतीक बनकर अगोचर रहे, किन्तु तुलसी के राम, नाम, रूप और लीला के 
माध्यम से हमारे जीवन के आदर्श बन गये । 

” तुलसीदास ने अपने राम के चरित्र-मिरूपण में उनके व्यक्तित्व की रेखाओं 
को उभारने की खूब चेष्टा की है। 'रामचरितमानस' के अतिरिक्त कवितावली” और 
'गीतावली' में तुल्लसीदास ने राम के व्यक्तित्व को विविध दृष्टिकोण से देखकर उनके 
रूप, गुण और लीला की बड़ी मोहक व्यज्ञना की है। 'कवितावली' में राम के ओजस्वी 
और शक्तिशाली गुश विद्य त्‌ की रेखा की भाँति हृदयाकाश में चमक जाते हैं। ग्रन्थ 
में उन्हीं प्रसंगों की चर्चा की गई है जिनसे राम का वीरत्व स्पष्ट होता है। 'गीतावली' में 
ठुलसीदास ने अत्यन्त मधुर पदों में राम के कोमल और सुकुमार मनोभावों के चित्रों 
को काव्य की कुशल तूलिका से सँवारा है। विनय-पत्रिका' में राम की कोई कथा नहीं है 
किन्तु तुलसीदास ने राम की भक्‍्तवत्सलता दिखलाते हुए अपनी दास्य-्भक्ति से भरी 
हुई प्रार्थना की है जैसे केदारा की रागिनी मधुर शब्दों का परिधान लेकर छुंद और 
पदों के तालों पर दृत्य कर रही है। रामचरितमानस' तो कवि का प्रमुख ग्र थ है जिसमें 
राम का चरित्र विविध दिशाओं से आती हुई तरंगों म॑ं लहरा उठा है। 

तुलसीदास ने बालकाण्ड में पहले तो अपने राम को उस ब्रह्म के रूप में 
अंकित किया है जो इच्छारहित, रूपरहित ओर नामरहित है, किन्तु इसके साथ ही 
साथ उन्होंने उस ब्रह्म में ऐसे गुण भी दिखलाये हैं जिनसे उसे भक्तों के दुःख से 
द्रवित होकर उनकी रक्षा के लिए, संसार म॑ आना पड़ता है। तुलसीदास लिखते हैं : 
एक अनीह अरूप अनामा, 
अज सब्चिदानन्द परधामा | 
व्यापक विश्व रूप भगवाना, 
तेहि धरि देह चरित कृत नाना । 
सो केवल भक्कन ह्वित लायी, 
परम कंपाल ग्रनत अनुरागी । 
बालकरड के आरंभ में ही ठुलसीदास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ऐसे राम 
का चरित लिखने जा रहे हैं जो भक्तों फी रक्षा के लिए. इस संसार में मनुष्य का रूप 
भारण . करता है | यही कारण है कि वालकारंड के प्रारंभ में कवि ले रामावतार के 
अनेक कारण देते हुए. मक्त्न ओर भगवान के पारस्परिक नैकद्य को स्पष्ट किया है! 
११ ं 


विलार्दशन 


पाठकों को से शंका हो सकती हे कि सनुर्य के रत मे आए सरचवा/ गम का 
सचमुच दी अहम |? गडि से ब्रह्म हैं तो उन्हें हुए। कसेड्रों गाता हैं? सुनगीशार 
यह शंका झअगने गन भें झनुपान गरते हुए प्रमा। ५ 
आर शंकर एवं गया आर कामभुशादए के बीच सनियादी शिशसाणों के द्वात सा 
की है। भरहाज ने याजवलल्‍्कस से कहां : 
एक शाम अवध कुमार, 
तिन्ह कर चनच्ति विश्ित संसार । 
नारि बिरह दुसु सड्रेउ पारा, 
भयेउ रोपु रस राचन मारा | 
प्रभु सोह राम कि अपर क्राउ जाहि जपत भिपृसरि । 
सत्यधाम सर्श् तुम कह गििक विचारि॥ 
श्रीर सती ने शिव से पूछा : 
बद्म जो व्यापक पिरन शज , अकल अरमीह समेद | 
सी कि देह परि हो2 नर, जाहि ने जानने से ॥॥ 
ओर बाद में पार्वती ने भी सम की कथा सुनने के आगने शि्जी मे सा 
पूछ्ठा * 


ल्‍््च्छ 


४; 5६87६ 75 5 “कं! न 3 


जो नृप तनय तो बढ किमि. नारि विरह मत भोरि | 
देखि चरित महिमा सुनत, अमति बुद्धि अति मोरि ॥ 
शिव ने सती से कद्दा कि राम की परीज्षा ले लो कि वे साधारण मनुष्य मं या 
ब्रह्म । सती ने सीता का रूप धारण किया ओर वे गम के सामने आई जग्र थे सीता 
की खोज मे जंगलों में भटक रहे थे। राम ने सती को पहचान लिया झीर सीता के 
रूप में भी उन्हें सती मानकर प्रणाम किया ओर 
कहेउड बहोरि कहाँ वरपकेन, 
विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू । 
इस प्रसंग को लेकर तुलसीदास ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मनुप्य के रूप में 
ही जो सम हूँ वे दी त्रद्य हैं। यही कथा याशवल्वय ने भरद्वाज से कहकर यह शंका 
दूर कर दी थी। इस प्रकार तुलसीदास ने ब्रह्म ओर अवतार में एकत्ता दिखलाकर 
राम के चरित्र में एक उदात्त मावना भर दी हे | 
* रामचरितमानस? में राम का जन्म लिखने से पहले तुलसीदास ने सभी कारणों 
को लिख दिया है जिनसे ब्रह् को अवतार लेने के लिए इस संसार में आना पढ़ता है | 


श्र 


तुलसी के गम 


इस 


चल 
बच, 


पेचार फो दृदना प्रदान फरने के लिए तुलसीदास ने गम के सगुण और निगुंण 
भेद नहीं माना । वे कहते हूं - 
सगुनहिं अगुनहिं नहिं कुछ सेंदा, 
यावहिं मुनि पृरान घुध बवेदा। 5 
अगुन पशरूप प्रतस अज जोर, 
भगत गेगस बस समन सो होई | 
जो गुन रहित सग्न सोंड केसे, 
जल हम उपल पिलग नहिं जैसे | 
जिस तर पानी आर बफ में मो भेद नहीं। दोनों ही पानी हैं सिफ रूप का 
दे ६ । यही बात राम के संगुग श्रीर निंगु ग रूप में है। इस श्रन्तर को बतलाकर 
तुलसीदास ने कहा है: 
जेहि इमि गाषहि वेद बुध, जाहि परहिं गति ध्यान | 
सोह दसर॒थ युत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ 
अथांत्‌ -जिसे बेद्र ओर विद्वान, इस प्रकार (निगु ण) बतलाते हैं श्रोर मुनि लोग 
जिसका ध्यान धारणा करते ई वही भगवान अपने भक्तों फे लिए दशरथ के पुत्र और 
कोशल के स्वामी बनते । इस रुप का कारण नुलसीदास ने इस प्रफार लिखा है 
जब जब हों घरम के हानी, 
बाढृहिं असर अधस अमिमानी | 
करहिं अनीति जाई नहिं बरनी, 
सीदहिं विप्र घेनु सुर धरनी। 
तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा, 
हरहिं कृपानिधि सज्जन पीय | 
तुलसीदास ने जितने उदाहरण राम-जन्म के कारण रूप से दिए हूँ वे तीन 
विचारों के आधार पर चले हूँ 
अत्याचारी गक्षसों को मारना तथा देवताओं की रक्षा करना ! प्रतापभानु 
की कथा इसमें प्रमुख है। प्रतापमानु अपनी मद्तच्चाकांन्ा में जो अधम करता है उससे 
उसे गवण के रूप में जन्म लेना पड़ता है ओर रावण के अत्याचार से दुखी होकर 
जब प्रथ्वी आर देवतागण ब्रह्म की शरण में जाते हैं तो रावण के अ्रत्याचार का अंत 
करने और देवताशं और प्रथ्वी का दुःख दुर करने के लिए ब्र्म को अवतार धारण करना 
आवश्यक दो जाता दे । 


३ ! के 


4 


३ 


श्र 


विचार-द्शन 


२. वेद आर पं की मयांदा सुरद्षित रखना । 

इसमें नारद फे अभिमान फो तोड़कर तथा झ्व्य साख का शा फंगीशर 
कर कष्ट सहन करने फे लिए, भगवान्‌ वो झयतार बना पड़ा है । 

३. संसार में सुन्दर सुयश फैलाना और मदिमा ललाना । 

इसमें कश्यप और ख्दिति की भक्ति का प्रताप दिललाकर संश्गर में मतों 
का यश फैलाना दिखलाया ग्रया है । 

'संभवामि युगे युगे! को मुन्दर रूप से सरितार्ग करने के लिए. सुलसीशश ने 
कथाओं की <ंखला बड़े मनोहारी रूप से मुसझ्षित की है। झब बहा ओर फयनार हा 
पारस्परिक सम्बन्ध भी देख लीजिए | 

अवतार में जहाँ ब्रह्म मनुष्य की भौति आचरण फरता हे, यहाँ व आायने अद्य 
रूप का परिचय भी देता खलता है। समस्त राम-कथा में मुलसीदास ने गह संकेत 
किया है कि यही राम ब्रह्म हैं। राम के जन्म लेने के रमन कोशल्या ने का है कि 

करना सुख-सागर सब्र गुन आगर, 

जेहि गावहिं श्रुति संता। 
तो मम हित लागी जन अनुरागी, 

भयेड.. ग्रयट आऑक्षंता । 

इसी प्रकार जब एक बार कोशल्या ने राम को पालने में सुलाकर पूजा के लिए 
पकवान बनाया ओर वे पूजा करके चोके में गई तो देखा--रामचन्द्र भोजन कर रहे 
हैं। उन्हें आश्र्य हुआ कि अ्रभी तो में सम को पालने में सुलाकर आई हूँ। वे लोट- 
कर कमरे में आईं तो देखा राम सो रहे हैं। दोनों जगह एक साथ राम को देखकर 
कोशल्या जब आश्रय से चकित रद्द गई तो राम मुस्कुरा दिये। उन्होंने कौशल्या को 
अपना ऐसा रूप दिखलाया जिसके रोम-रोम में करोड़ों ब्रह्माएड लगे हुए. थे । इस 
प्रकार उन्हें बालक राम में ही ब्रह्म राम के दर्शन हुए। जब राप्र पढने के लिए गुरु 
के घर गये तब्र कवि ने राम के ब्रह्म रूप की ओर संकेत करते हुए कहा है; 

जाकी सहज स्वास श्रति चारी 
सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी । 

राम का ब्रह्मत्व इस बात में भी है कि उन्होंने श्रीक्षण की भाँति बालक 
होकर भी सुब्राहु ओर ताड़का का वध किया ओर मारीच को बिना फर का आण मार- 
कर सागर के उस पार फेंक दिया | अदल्या को पत्थर से मानवी बनाने में भी राम का 
व्रह्मल है। मारीच को साया-म्ग के रूप में देखकर जब सीता के मन में उसके 

श्४ 


तुलसी के राम 


स्वयु-चर्म को इच्छा हुई तब राम ने अपने हृदय में विचार कर लिया कि जिस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए उन्हें वनवास दिया गया है, उसका प्रारंभ हो गया | तुलसीदास ने 
लिखा है : 
तब रघुपति जाना सब कारन, 
उठे हरषि सुरकाज सँवारन | 
इस प्रकार तुलसीदास ने जहाँ राम के जीवन का पूरा चित्र खींचा है वहाँ 
उन्होंने उस जीवन के भीतर सबोपरि ब्रह्म का रूप भी देखा है। यह सब इसलिए है 
कि मनुष्य यह जान ले कि संसार की मर्यादा कभी न४ नहीं हो सकती | जब्र कभी 
अन्याय सीमा से अधिक होगा, तभी ब्रह्म अवतार लेकर संसार की मर्यादा पुनः स्थापित 
करेगा जिनसे साथुओं का रक्षण और पापियों का विनाश होगा । ब्रह्म की इसी कृपा के 
कारण भारतीय जनता का विश्वास राम के ऊपर इतना अधिक हो गया है। जत्नता 
अपने प्रत्येक शुभ .कार्य में राम की शक्ति का आश्रय लेती है। राम की यह विशेषता 
है कि वे संसार से परे रहकर भी संसार मे परिव्यास हैं ओर मनुष्यों के सुख-हुःख में 
भाग लेते हैं । 
यही तुलसीदास के राम है जो हिन्दू-समाज के घर-घर में पूजे जा रहे हैं। 


( रेडियो के सीजन्य से ) 


तुलसीदास की कविता 


तुलसीदास हिन्दी के सबसे बढ़े कवि हैँ | सम का चरित्र लिखते हुए. उन्हों 
जीवन की इतनी गहरी जाते कद दी हैं कि आज उनकी गिनती संसार के हंग्े कमरियों 
में है। घड़े कवियों की पहचान इसी त्रात से हो जाती है कि वे बदलते हुए, युग आ 
समाज के साथ नहीं बदलते । उनकी कही हुई बातें आज भी उतनी ही सच है जितनी 
तीन सो साल पहले जब उन्होंने अपने द्वाथों मं लेखनी ली थी। मनुप्य के भीतर 
प्रेम, घुणा, सुख और दुःख की जो भावनाएं हैं वे तो मनुष्य के साथ ही रहेंगी, चाहे 
मनुष्य का समाज बदल जाय | तुलसीदास ने मनुष्य के इसी भाव-संसार को इतनी 
सुन्दरता के साथ जगाया है कि बह चिस्काल तक जागता रहेगा ओर उससे सत्य 
सौ-सी रूप लेकर अपना परिचय देता रहेगा। यही बात शेक्मपीबर, दाते, कबीर या 
रूमी ने की है जिससे वे अमर कवि माने गये हैं । 

तुलसीदास ने अपनी कविता बढ़ी सरल भाषा में लिखी है। वे स्वयं अपने ग्रन्थ 
'रामचस्तिमानस में कहते है : 

सरल कवित कीरति विमल, सोह आदरहिं सुजान । 
सहज वयर वित्तराइ रिप्र, जो सुनि कर्राह बख़ान॥| 

अथांत्‌ कविता तो ऐसी होनी चाहिए. जो अबने रूप में सरल हो; किन्तु 
उस सरलता में भी ऐसी वात हो कि दूर-दूर तक समझी जाकर वह प्रशंसा प्राप्त करे । 
ऐसी ही कविता का आदर समभनेवाले विद्वान कर सकते है| सबसे बड़ी तारीफ़ तो 
इस बात में है कि शत्र्‌ भी अपनी शत्रुता छोड़कर ऐसी कविता की सराहना करे | 

तुलसीदास ने इसी विचार से साधारण जनता की भाषा में कविता लिखी । 
उनका ग्रन्थ रामचरितमानस' अवधी मापा में लिखा गया है। यों तो उन्होंने ब्रज- 
भाषा में 'कवितावली', गीतावली', विनयपत्रिका' आदि गन्थ भी लिखे हैं जो विचारों की 
गहराई के कारण कहीं-कहीं कठिन भी हो गये हैँ, किन्तु 'रामचरितमानस' जिस पर कवि 
को अमर जीवन मिला है, सरल अवधी में लिखा गया है| सरल होते हुए भी मापा में 
कहीं विरूपता नहीं आने पाई। कहीं-कहीं तो मापा के इतने अ्रच्छे साहित्यिक रूप मिलते 
हैँ कि कवि की प्रतिमा देखकर आश्चर्य होता है। चित्रकूट म॑ कोल 


देखकर अ ओर किरात राम- 
चन्द्रजी के आने पर उनसे कहते हैं : ५ 


१६ 


तुलसीदास की कविता 


अब हम नाथ संनाथ सब, भये देखि प्रभु पोय | 
भाय हमारे आगमनु, राउर कोसलराय ॥ 

भावों की स्वाभाविकता भाषा के बहुत सुन्दर रूप में प्रकट हुई है। नाथ और 
सनाथ में जितनी मनोवैज्ञनिक व्यंजना है उतनी ही साहित्यिक सरलता भी है। है नाथ, 
हे प्रभु, आपके चरणों को देखकर हम सत्र सनाथ हुए। हमारे ही भाग्य से ऐ कोशलराय, 
आपका यहाँ आना हुआ है। 

तुलसीदास की कविता आज भारतवर्ष के कोने-कोने तक फैली हुई है | पश्चिम 
में भी उसका विशेष आदर है। उसमें धर्म की मर्यादा के साथ-साथ समाज की 
व्यवस्था. है, लोक-शिक्षा का आदर्श है। न जाने कितने दुखी हृृदयों को इस एक 
कवि ने सहारा देकर जीवन की लम्पी यात्रा में चलने का उपदेश दिया है ओर फिर 
धर्म, दर्शन ओर समाज की ये सत्र ऊँची शिक्षाएँ साहित्य की बड़ी सुन्दर भाव-लड़ियों 
से सजाई गई हैं| हृदय की एक-एक बात बड़ी सरलता ओर चतुराई से निकालकर 
कवि ने रत्न की भौति जड़ दी है जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं हो सकती | काव्य 
के दृष्टिकोण से तुलसीदास की कविता रस, अलंकार ओर गुण से सजी हुई है 
फिर भी उसमें कोई बनावट नहीं, कोई अस्थाभाविकता नहीं। कबि की कविता के 
साथ अलंकार उसी प्रकार चले आते हैं जेसे बसन्‍्त के आने पर फूल खिलतें चले जाते 
हैँ; लेकिन तुलसीदास की कविता के ये फूल कभी मुरभातें नहीं | कभी पुराने नहीं होते ! 
वे अपनी सुगंधि से सभी के मन को हरा रखते हैं| तुलसीदास की कविता की कुछ 
बानगी देखिए--- 

मंथरा कैकेयी की दासी है ओर वह कैकेयी ओर उसके पुत्र भरत का भला 

चाहनेवाली दै। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्यारी रानी है| मंथरा ने कैकेयी को उक- 

साया कि वह अपने पुत्र भरत के लिए राज्य ग्राप्त करे, लेकिन मुसीत्रत तो यह है कि 
कैकेयी बड़ी रानी कोशल्या के पुत्र राम को जिन्हें राजतिलक होनेवाला है, अधिक 
प्यार करती है। राम के राजतिलक के अवसर पर मंथरा के विरोध की एक बात ही सुन- 
कर कैकेयी डाँट देती है कि ऐ, घर फोड़नेवाली, अगर तूने फिर कभी ऐसी बात कही 
तो तेरी जीम निकलवा लूँगी। अब मंथरा के सामने बड़ी भारी कठिनाई यह है 
कि वह कैकेयी के ऐसे कठिन निश्चय को कैसे बदले ? तुलसीदास ने ऐसे अवसर पर 
इतनी चतुराई से मनोविज्ञान के अनुसार बातें कहलाई हैं कि मालूम होता है कि तुलसी 
दास को जीवन के एक-एक पहलू का शुन था । आप मंथरा की. उन वातों को सुनिए 
जिनसे वह कैकेयी के मन को बदलना चाहती हे न्‍ 


५१७ 


विचार-दर्शन 


एकहिं बार आस सब पूजी अब कछ कहव जीम कर दूजी | 

फोरे जोग कपोर अभागा | भलेउ कहत हुस रोरेहु लागा ॥ 

कहह्िं कूठ फुर वात बनाई । ते प्रिय तुम्हहिं करई में माई ॥ 

हमहुँ कहब अब ठकुरसुहाती | नाहित मौन रहव दिनराती ॥ 

करि कुरूप विधि परवस कीन्हा | बवासोलुनिय लहिय जो दीन्हा || 

कोंउ नप होइ हमहिं का हानी। चेरि छोड़ि अब होव कि रानी ॥ 

जारे जोंग सुभाउ हमारा । अनभल देखि न जाय तुम्हारा ॥ 

ताते कछू के बात अनुसारी | छमिय देवि वड़ि चूक हमारी | 

अर्थात्‌ एक बार आपसे बात करने पर ही मेरी सब आशाएँ पूरी हो गईं | अन्न 

श्रोर क्या कहूँगी और कहने के'लिए दूसरी जीम कहाँ से लाऊँगी। मेरा यह कम्बख्त 
सिर दी फोड़ने लायक हे कि भला कहते हुए. आपको बुरा लगा | जो लोग भूठी-सच्ची 
बातें बनाकर आपसे कहते हूँ वे तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं ओर में लगती हूँ 
कड़बी । ठीक है, अत्र मैं भी ठकुरसुद्ाती बातें कहा करू गी ओर अगर न कर सकूगी तो 
अपने चुप ही रहूँगी। में तदकिस्मती से बदसूरत हूँ ओर फिर ईश्वर ने मुझे दासी बना- 
कर परवश कर दिया । ठीक है, जो मैंने बोया है वही तो का गी, जो मैंने दिया है, 
यदी तो पारँगी | कोई राजा हो, चाए राम दो या भरत | मेरा क्या बनता-बिगड़ता है । 
खरे, दामी छोड़ के अ्रव और मैं क्या होऊँगी | और बदतर होने से तो रही ! मेरा तो 
स्वभाव ही जला देने लायक दे कि में आपका बुरा नहीं देख सकती | इसीलिए, मैंने 
एटाब बात चलाई थी। सो मेरा कुसर हुआ । मुझे मेहरबानी करके माफ करें | 

इन बातों का जो असर होना चाहिए, वही हुआ | कैकेयी के मन में विश्वास हो 
गया कि सचमुच यद्व दासी मेग मला चाहनेवाली है | इससे बढ़कर मेरा कोई दूसरा 
नही श्र बडे बडे आदर के साथ फिरूफिर उससे बातें पूछने लगी | मंथरा की ये गूढ़ 
और क्पट से भरी हुई बातें कवि ने जितने श्रच्छे ढंग से कद्द दी हैं, वैसी किसी दूसरे कवि . 
में नहीं कही एय सर्वी । यही तो मद्दाकवि की विशेषता हे | दूसरा उदाहरण लीजिए, । 

भ्री गमचस्दधर अपने पिता के बचनों की मर्यादा रखने के लिए लद्मण ओर 
एप के साथ सनों में घूम रदे ह। सस्ते में जो गाव पढ़ते हैं उनमें रहनेवाले स्री-पुरुष 
इन सुख गंउतुमागे को देखका बड़े अचरज में पढ़ जाते हैं। तुलसीदास ने कितनी 
स्घरा शा मे बह बात बढलाई ट्रै-- | 

मे पिन मानु कहडु ससि कैसे | जिन्हे पटये बन वालक ऐसे | 
सम रापन सिय रूप निद्वारी । होंहिं सनेह विकल नर नारी | 


श्र्द्द 


तुलसीदास की कविता 


त्लियोँ कहती हैं कि कहो सखी, वे माता-गिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे सुकुमार 
बालकों को जंगल में भेज दिया है। राम, लदमण:ओर सीता के रूप को देखकर आम 
के स्त्री-पुरुष स्नेह से विकल हो जाते हैं। प्रेम के कारण चाहते हैं कि ये वेचारे सुकुमार 
बालक इस तरह जंगल में न भठकें; किंठु रोक भी नहीं सकते; क्योंकि उनका अ्रधिकार 
ही कया है, इसी विचार को तुलसीदास ने अपनी कवितावली में ओर अच्छे ढंग से 
लिखा है-- 

ऐसी मनोहर मूरति ये बिछरे केसे ग्रीतव लोग जियो है । 
आंखिन में ससि राखिबे जोग इन्हें किमे के वनवास दियो हे ॥ 

ये तो आँखों में रखने लायक हैं, इन्हें बनवास कैसे दे दिया गया ? आँखों में 
रखने का मुहाविरा कवि ने कितनी अच्छी जगह पर कितने अच्छे ढंग से लिखा है। 
ऐसे बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं| हमारे कवि उपमा देने में बड़ी बारीकी से 
काम लेते हैँ | वह उपमा भी हमारे जीवन के बहुत निकट होती है। डिस समय महाराज 
दशरथ ने श्री रामचंद्र के तिलक की बात महारानी कैकेयी को सुनाई, उस' समय 
कैकेयी का हृदय इस प्रकार कसक उठा जैसे पका हुआ बालतोड़ छू जाय | यदि आपके 
कभी पका हुआ बालतोड़ हुआ हो, ईश्वर न करे कभी हो तो उसके छू जाने पर कैसा 
कष्ट होता है, उसकी कल्पना कर आप कैकेयी के हृदय की दशा जान सकते हैं । 

इस थोड़े से समय में मैं आपको इस मह्ाकबि की कविता का पूरा परिचय देने 
में असमर्य हूँ । हाँ, इतना कह सकता हूँ कि महाकविं ठुलसीदास ने अपनी कविता से 
जीवन के उन तारों को छू दिया है जो अनंत काल तक मनुष्यत्व के कानों में ग्रूजते 
रहेंगे ओर देश और समाज की चदलती हुई अवध्थाओं में मी शांति ओर सुख को 
कम न होने देंगे । 


( रेडियो के सौजन्य से ) 


सूफ़रियों का साधना-मार्गे 


वेदान्त के सिद्धन्तों के अनुरूप सूफ़ीमत के सिद्धान्तों में भी ब्रह्म की अनुभूति 
साधकों के हृदय में अन्तःयक्ष से मानी गई है। कर्मकारड ओर आचार की विशिष्टता 
का उतना अधिक महत्त नहीं है, जितना हृदय की अनुभूति से आत्मसमर्पण का है। 
किन्तु यह कहना कि सूफ़ीमत में साधना-पक्तु का श्रभाव है, सत्य से दूर होगा। वह 
साधना-पक्त क्या है ? ब्रह्म की अनुभूति के लिए किन अवस्थाश्रों में होकर जाना पड़ता 
है, इस पर हम प्रकाश डालने की चेश करेंगे | पहले हम सूफ़ीमत के अनुसार ब्रह्म 
( ज़ाते बहत ) की भावना पर विचार करते हैं। 
सूफ़ीमत का ब्रह्म वेदान्त के ब्रह्म से भिन्न नहीं है | जिस प्रकार वेदान्त का ब्रह्म 
एक है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता नहीं है (एक ब्रह्म द्वितीयों नास्ति ), उसी 
प्रकार यूफोमत में भी ब्रह्म एक हे--वह हस्तिए मुतलक़' है। वह किसी भी रूप या 
आकार से गहित है। वद्द सर्वव्यापी है, किन्तु किसी वस्तुविशेष में केन्द्रीभूत नहीं है । 
बह अगोचर ओर अक्षेय है, वह असीम है। उसमें कोई परिवर्तन ओर विनाश नहीं 
है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी सत्य नहीं है। अतः वह एकान्त रूप से एक ही है, 
ओर अन्य कोई सत्ता उसके समकत्ष नहीं है | ऐसी परिस्थिति में ब्रह्म]६ का जो ज्ञान होता 
है, वद किसी भोतिक साधन से न होकर आत्मानुभूति से ही होता है। हम ब्रह्म के 
अनन्त गुण को जानकर ही उसके सम्बन्ध में अपनी कल्पना कर सकते हैं| उसके 
बिमत्र में ही दम उसके लोकोत्तर रूप का अनुमान कर सकते हैं | इस रूप की भावना, 
जो केबल एक के रूप में समझी गई है, सृफ़ीमत में ज़ात' संज्ञा से अमिहित है। 
इस जात का परिचय उसकी 'मिफ़्ता में है| यह 'सिफ़त' जात की वह शक्ति है, जिससे 
बह सुद्धि की रचना करता है। सूध्धि की अनन्त रूपवाली समस्त सामग्री है. 'सिक्तत 
र्मिफ्ले द्वागा हम जात! की शक्तिमत्ता का परिचय प्रास कर सकते हैं | इसे हम वेदान्त 
में मायासान्न तु काल्ल्य॑नामिव्यक्तस्वर्पात)! के रूप में मान सकते हैं | तुलसी के 
शब्दा मे यनन्‍्मावावशर्वात विश्वमखिलम की भावना भी यही है | इतना होते हुए भी 
मिरन जाने से किसी प्रकार भी मिन्न नहीं है, किन्तु 'सिफ्त' ही जात! नहीं है | सिफ़त 
डे 0 रूप भिन्न होने हुए भी एक है ।हम 'सिफ़्व को जात से उदभूत गुण मान 
गज्ते हैं । जिस प्रसार किसी मुगन्धित पुष्प की सुगन्धि युष्य से उद्भूत दोते हुए. भी 
२० 


सूक्रियों का साधना-साग 


पुष्प नहीं है, यद्यपि हम सुगन्धि और पुष्प को किसी प्रकार विभाजित नहीं कर सकतें--- 
फूल की भावना ही में सुगन्धि है ओर सुगन्धि की भावना में ही पुष्प का परिचिय है 
तथापि यह सत्र विज्ञान किसी प्रकार भी ज़ात को सीमाब्रद्ध नहीं कर सकता । कब्रीर ने 
इसी भावना में समुणवाद का विरोध करते हुए लिखा था-- 
जाके मुख माथा नहीं, नाहीं रूप कुरूप । 
पूहुप वात्त ते पातेरा, एसा तत्व अनूप ॥ 
इस प्रकार हम इस निप्कर्ष पर पहुँचते हूँ कि ब्रह्म या ज़ात का अस्तित्व हमें 
केवल उसकी सिफ़्त या सृष्टि करनेवाली शक्ति से ही ज्ञात होता है। यदि उसकी 
'सिफ़्त' हमारे समक्ष न हो तो हम उसकी वास्तविक अनुभूति से वश्चित रहेंगे) हम 
सिफ़त को ज़ात का एक 'प्रकट रूप! या अभिव्यक्ति! मानते हैं। 
कुरानशरीफ़ के शब्दों मं आत्मा या 'रूह! अमरे रत्र! या ब्रह्म की अनुज्ञा है । 
इृदीस में लिखा हुआ है कि ज़ाते बहतने ( अथवा निगुण ब्रह्म ने ) आत्मा को, अपने 
रूप के अनुसार ही उत्पन्न किया. है । किन्तु इसलिए, कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, 
आत्मा का भी रूप नहीं हो सकता । जिस प्रकार हम ब्रह्म की सत्यता का परिचय परोर्च 
रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं, उसके किसी विशिष्ठ आकार से परिचित नहीं हो सकते, 
उसी प्रकार हम आत्मा के भी किसी रूप को नहीं जान सकते, क्योंकि उसका कोई रूप 
या आकार नहीं है । यह आत्मा एक है |, जिस प्रकार सूर्य की किरणों में किसी. प्रकार 
की भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्रन्न जीवात्माओं में भी किसी प्रकार की 
भिन्नता नहीं हो सकती | प्रत्येक किरण में जिस प्रकार सूर्य दिखलाई दे सकता है 
(यद्यपि सम्पूर्ण सूर्य वहाँ नहीं है ), उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा में त्रत्म का रूप प्रति 
निम्बित होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि श्रात्मा 'वह दर्पण है, जिसमें ब्रद् 
प्रतितरिम्बित होता है | 
हमारे सामने अत्र यह प्रश्न उठता है कि इस सप्टि का रहस्य क्या है ? कुरान- 
शरीफ़ के अनुसार 'ा ख़लक़तलू इन्स व जिन्न इल्लाले झआबदून' ( मैंने नहीं पैदा 
किया मनुष्य और देवताओं को--सिवा इब्ादत के लिए ) में ही सृष्टिनिर्माण का रहरुय 
है । अर्थात्‌ खुदा ने अपनी शक्ति से जिस सृष्टि का विधान किया है, उसके लिए 
स्वानुभूति के अतिरिक्ति और कौन मार्ग हो सकता है? जो सुष्टि ब्रह्ममय है, उसका 
स्वधर्म ही ब्रह्म की उपासना होना चाहिए | यही सिद्धान्त .कुरानशरीफ़ का है। यदि 
ध्यान से देखा जाय तो सृष्टि-निर्माण के इस रहस्य में दी उपासनामार्ग छिपा हुआ है । 
खुदा या ब्रह्म की इन्नादत का तोलये ह्वी एक निश्चित साधना में है। अतः सूफ़ीमत में 
श्र 


विचार-दर्शन 


सिद्धि के अन्तर्गत ही साधना का मार्ग व्यज्ञित है। यह साधना दो रूप अहण करती 
है--एक तो साधारण ओर दूसरा विशिष्ट । साधारण मार्ग में तो कुछ ही सिद्धान्त हैं, 
जो विधि और निषेध के अन्तर्गत हैं। करणीय और अकरणीय की आशाश्नों में ही इस 
मार्ग की रूपरेखा है। अवामिर ( विधि) ओर नवाही ( निर्मेध ) का ही विधान इस 
साधारण साधनापक्त में है। यह मनुष्यमात्र के साधारण धार्मिक जीवन के लिए, 
आवश्यक है। कोई भी मनुष्य अपने अस्तित्व को तभी सफल मान सकता है, जब वह 
इन विधि ओर नि्ेषमय आदेशों के अनुसार अपने जीवन को सुचारु रूप से सश्चालित 
कर सके । इस प्रकार के जीवना[में संगम ( रियाज़त ) की बढ़ी आवश्यकता सानी गई 
है| साथ ही आध्यात्मिकता के लिए. जीवन को अधिक से अधिक अलोकिक सत्ता के 
समीप लाने की आवश्यकता है। इसके लिए ही नमाज़ की आयोजना है। दिन के 
पाँच भागों में अपने को ईश्वर के सम्पर्क में लाने के लिए, नमाज़” का विधान ख़खा 
गया है | यह आचरण उन लोगों के लिए अ्रत्यन्त आवश्यक है जो संसार में जीवन 
ब्यतीत करते हुए, ईश्वरीय सत्ता की ओर आकर्षित हैं। अर्थात्‌ इस प्रकार के व्यक्तियों 
के जीवन में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के पक्ष है; किन्तु मनुष्यों में एक 
वर्ग ऐसा भी है जो केवल आध्यात्मिक पक्त में ही सन्‍्तोप मानता है। उसके लिए 
लीकिक पक्त का कोई मूल्य नहीं हे । उसे संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं दीख 
पड़ती, जो उसे स्थायी सुल्ल श्रोर शान्ति दे सके | इस वर्ग के लोग संसार को च्षणभंगुर 
मानते हैं, इसके सुख्रों को मृगतृप्णा ओर इसकी आशाशओों को इन्द्रधनुप की भाति 
आधारदीन समभते हैँ । उनके लिए. संसार का अस्तित्व वास्तविक नहीं है। श्रतः 
लॉकिक पक्ष उनके सामने कोई महत्व नहीं रखता | वे एकमात्र अलौकिक या आध्या- 
त्मिक पक्ष की सार्थकता दी मानते हैं और इसी में उन्हें परम सुल और आनन्द की 
चरम प्राति होती है। यद अलौकिक या आध्यात्मिक पक्ष ईश्वर के जप ( जिक्र ) या 
स्मरण में ही माना जाता है। यद्द स्मरण दो प्रकार से मान्य है--- 

... *. ईश्वर के नाम ओर उसके शुगगों का जाप इस प्रकार हो कि उससे समस्त 
जीवन श्रोद्य्रोत दो जाव। शरीर के प्रत्येक भाग में उसी अल्ोकिक सत्य का 
सत्षार हो ( 


५. साधक ईखरीय तत्व का चिन्तन दार्शनिक रूप से करे । वह आत्मा और 


परमास्मा के परास्यरिक सम्बन्ध पर विचार करे और दोनों के स्वरुप-निर्धास्ण में 
सीन हो । 


३. इट्योस मे इसी स्थिति को शिजपा जाप! कद्दते हैं । 


सूफ़ियों का साधना-सार्ग 


इन दो विभागों पर हम विस्तार से विचार करेंगे) इनके श्रन्तगंत जप के 
अनेक रूप हैं। मनुष्य की जितनी सॉसे हैं, उतने ही अधिक साधना के मार्ग है; किन्तु 
हम संक्षेप में कुछ ही मार्गों का निर्देश करेंगे | 

तबजह (ध्यान)--इस साधना में (मुशिद) शुरू शिप्य (मुरीद) को अपने सामने 
घुटने मोड़कर बैठावे ओर स्वयं भी उसके सामने इस प्रकार बैंठे। फिर हृदय को समस्त 
भावनाओं से रहित एवं एकाग्र करके अल्लाह का नाम १०१ सोस में अनुमान से शिष्य 
के हृदय पर अनुलेखित करे ओर यह विचार करे कि अल्लाह के नाम का प्रमाव मेरी 
ओर से शिष्य के हृदय की ओर प्रेरित हो रहा है | इस प्रकार एक या अनेक प्रयोगों 
में शिष्य के छ्वदय में आलोक छा जायगा और उसके हृदय में जाशति इस प्रकार हो 
जायगी कि वह उपासना का पूर्ण अधिकारी बन सकेगा । 

ज़िक जेहर--इस साधना का सम्बन्ध 'चिश्तिया वंश' से है" और यह साधना 
अधिकतर गोपनीय रक्खी जाती है ! इसे तहय्जुद* के बाद ही व्यक्त कर सकते हैं। 
उसकी प्रार्थना यह है--या अल्लाह, पाक कर मेरे दिल को अपने ग़ैर से और रोशन 
कर मेरे दिल को अपने पहचान के नूर से हमेशा या अल्लाह, या श्रल्लाह, या अल्लाह |! 
इस साधना का यह ढंग हँ--साधक आलती-पालथी मारकर बैठे और दाहिने तथा 
बायें पैर के श्रेंगूठे ओर उसके बरात्रवाली अ्रेंगुली से पॉव के घुटने की जड़ में नीचे 
की तरफ़ सगे कीमास? को पकड़े (रंगे कीमास का सम्बन्ध हृदय से है, उसे दबाने से 
हृदय मे उप्णता उत्पन्न होती है) | बैठने में कमर को सीधा रखना चाहिए और मुख 
पश्चिम की ओर हो । दोनों हाथ जानुओं पर रखे ओर 'त्रिसमिल्ला' कहकर तीन बार 
कलमा ला इलाह इल्लिल्लाह' पढ़े, इसके बाद जानुओं की ओर इतना सिर भ्रुकाये कि 
माथा घुटने के पास पहुँच जावे ओर वहाँ से मधुर स्वर से ला इलाह” का आरम्भ 
करके सिर को दाहिने घुटने के ऊपर से लाते हुए दायें कंचे तक फिराता हुआ लाये 
आर सॉस को इतना रोके कि जितनी देर में तीन ज़खे (अल्लाह के नाम का उच्यरण) 
लग सकती हैं | इसके बाद सिर को पीठ की ओर टेढ़ा करके ध्यान करे कि ईश्वर के 
अतिरिक्त जितने संकल्प-विकल्प हैं, वे सब मैंने पीठ के पीछे डाल दिये। इसके बाद 
सिर को बाई तरफ़ की छाती की ओर क्रुकाकर, जहाँ हृदय का स्थान है, 'इल्लिल्लाह' 


. १. सूफ़ीसत के सिद्धान्त चार घर्ग (स्कूल) के हे--चिश्तिया, क्रादरिया, 
सुहरावदिया और नक़्शबंदिया । 
२, एक प्रकार की नसाज्ञ, जो रात के बारह बजे के बाद पढ़ी जाती है। 
र्‌रे 


विचार-दर्शन 


कहे और यह विचार करे कि मैंने ईश्वरीय प्रेम को हृदय में भर लिया। ला इलाह 
को जिक्रों नफ़री और इल्लिल्लाह को ज़िक्रो इसबात' कहते हैं। नफ़ी' के वक्त - आँखें 
खुली रहनी चाहिए और 'इसक्षत' के समय बंद । 

जिक्र पासे अनफ़ास--इस साधना के अनेक रूप हैं, जिनमें केवल दो द्रष्टन्य 
है। पहला नफ़ी या इसबात का पासे अ्नफ़ास अर्थात्‌ जत्र मीतर को साँस जाय तो 
ला इलाह कहे और जब बाहर का साँस आये तो इल्लिल्लाह कहे | सिर्फ़ साँस से यह 
उच्चारण हो, यहाँ तक कि समीप बैठे हुए, व्यक्ति को भी यह ज्ञात न हो सके। (यह 
समस्त साधना करते समय प्रत्येक साँस में दृष्टि नाभि पर रहे ओर मुख बंद रहे)। 

हच्जे दम--वह साधना समानरूप से सभी सूफ़ियों सें मान्य है, विशेषकर 
चिश्ती और क़ादरी इस साधन के विशेष पत्ष में हैं। नक़्शबंदी इसे परमावश्वक तो 
नहीं मानते, तथावि वे इसकी उपयोगिता में विश्वास रखते हैं | यह साँस का अभ्यास 
है (हृठयोग के ग्राणायाम का रूप भी इसी प्रकार है ) | मानसिक उन्नति के साथ यह 
शारीरिक उन्नति का भी मूल-मत्त्र है। इसके अम्यास का दंग यह है कि नाक ओर 
मुँद बंद करके सास के रोकने की शक्ति बढ़ाई जावे। 

शग़ले नसीर--यह ख्याजा मुईनुद्दीगय चिश्ती का विशेष साधन है। इससे 
मानसिक व्याधियाँ दूर होती है | इसका प्रकार यह है कि सायं-्रातः अपने जानुओं पर 
बैठकर मन को एकाग्र कर दोनों आँखों की दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर जमावे ओर 
निर्निमेष द्वोकर देखे | इस दृष्टि में अपरिमित ज्योति का अनुमान करे। प्रारम्भ में नेत्र 
में पीड़ा हो सकती है, किन्तु अन्त में अभ्यास से साधना सरल हो जायगी । 

शग़ले महमृदा--इस साधना में दृष्टि को भौंहों के बीच में जमाना चाहिए। 
यद्याति यह साथना पहले कठिन जान पड़ती है, किन्तु इससे हृदय चेतन्य हो जाता है। 
पतञ्जलि के योगयृत्र में त्रिकुटी का विधान इसी प्रकार का है । 

सलतानुल अज्ञकार--इसके अनेक रूप हैं, कित्तु सबसे सरल रूप यह दै कि 
शँख, नाक, कान, मुख को हाथ की उँगलियों से बंद करके साँस को नामि से खींचे 
ओर मस्तक तक ले जावे । वहाँ उसे रोककर शक्ति के अनुसार कुम्मक करे। जब 
सॉँग को नामि के नीचे से ऊपर ले जाने लगे तो बह श्रल्लाह! का उच्चारण करे और 
जज मोस को मस्तिष्क में स्थापित करें तो हू! कद्दे | हू! कहते समय आँख को हृदय 
की आर स्पिर कर। जब हुम्मक में सास की शक्ति घटने लगे तो उसे नाक के मार्ग 
से निकाल दे और इसी दा पुनः अम्यास करे । यद पहले एक या-दो बार से प्रारम्भ 
ज्र्ह्मन्पव्म अद्र्त द्वैर ताक अदाई जा सकती ड्लै |] 
है.4 


पैन 


28 


सूक़ियों का साधना-मार्गे 


शग़ले सौते सरमदी--इस साधना में आँख, नाक, कान ओर मुख को बंद- 
कर ऊँचे स्थान से नीचे स्थान को गिरनेवाली जलधारा के शब्द का अनुमान करे। 
इस अनुमान के साथ “इस्मे जात! (ईश्वर के नाम) पर ध्यान रखे | क्रमशः यह 
अनुमान सत्य में परिणत हो जायगा ओर बह आध्यात्मिक नाद सुन पड़ेगा, जो प्रत्येक 
साधक का आदर्श है। (योगशास्त्र मं इसके समान ही अनहृद नाद'.की व्यवस्था है |) 

मुरातवा *--यह एक-विशेष साधना है जो अनुमान की शक्ति बढ़ाने और 
किसी वस्तुविशेष के रूप को हृदयंगम करने के लिए की जाती है | हर मुरातबे में 
जानुओ्रों पर बैठना, गर्दन कुकाना, आँखें बंद कर ध्यान करना आवश्यक है । अनेक 
मुरातब्रों में से नीचे एक मुरातवे का वर्णन किया जाता है। उससे शअ्रन्य मुरातत्रों. का 
अनुमान किया जा सकता है। 

मुरातवा इसमे ज़ांत---इसका यह ढंग है कि वज़्‌ करके (जल से स्वच्छ होकर) 
पश्चिम फी ओर बैठ जाय और ब्रिस्मिन्ला पढ़कर गर्दन क्रुकाकर इस्मे जात का ध्यान 
करे, यानी “इसमे अल्लाह” पर एकाग्रचित्त हो | इससे इन्द्रिय की चश्चलता नष्ट होगी। 
यदि सांसारिक सम्बन्ध की ओर चित्त दीड़े तो अपने शुरु की ओर ध्यान एकाग्र करे। 
प्रारम्भ में इस अभ्यास के करने में कठिनाई होगी, किन्तु वह अम्यास से धीरे-धीरे दूर 
हो जायगी और मन शान्त हो जायगा । 

अन्त में यह कहा जा सकता है कि सूफ़ीमत के चार वर्गों के अनुसार (जिनका 

निर्देश ऊपर हो चुका है) साधना के अनेक रूप माने गये हैं, किन्तु यहाँ हमने मुख्य- 
मुख्य साधनाओ्रों का निर्देश किया है, जो सभी वर्गों में मान्य हैं। इन साधनाओं पर 
दृष्टि डालकर सरलता से निष्कप निकाला जा सकता है कि सूफ़ीमत का साधना-मार्ग 
हिंदूधम के साधना-मार्ग के कितने अनुरूप है। यह तो दोनों धर्मों का दृष्टिकोण है कि 
विना तपस्या ओर साधना के सांसारिक आकर्षण ओर मोह नष्ट नहीं हो सकते और 
आत्मा की अनन्त ज्योति की किरण दृष्टिगत नहीं होती, जिसके प्रकाश में साधक 
अपना साम्य परमात्मा से कर सकता है | आत्मां की शक्ति को विकसित कर उसे 
. ईश्वरीय ज्योति से विभूषित करना ही इन साधनाओं का उद्देश्य है। 





१. मुरातवा'! गर्दन कुकाकर किया जाता है, अरबी ज़बान में 'रक़त्र' गर्दन को 
कहते हैं । इसलिए इसका नाम 'मुरातबा” रक्खा गया है । 


र्‌प 





व. अऑजज लटकन +47 


कला-काल का दृष्टिकोण 


विक्रम की सत्रहृवीं शताब्दी के बाद हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक ऐसी प्रश्नत्ति 
को प्रश्रव मिला जे लौकिक जीवन के सौन्दर्य को श्रत्यन्त अनुरंजन के साथ परस्त॒त करने में 
समर्थ 5६ | अभी तक जीवन की शारीरिक अनुमूतियों की ओर से कवियों ने आँख बन्द 
कर ली थी। उन्होंने संसार आर शरीर की नश्वर मानते हुए. ईश्वर की उासना को ही 
जीवन का चरम लक्ष्य समझा था । मानवी जीवन ने जैंसे आ्राध्यात्मिकता का कवच पहन- 
कर इन्द्रियों को उभरने से राक दिया था। कला-काल ने उस कवच को उतारकर 
शंरीर को शारीरिकता प्रदान की श्रोर मेत्रों को संसार के सौंदर्य का वरदान दिया । 
दिन्दी के इतिदासकार्ों ने कला-काल की घुराई की | उससे साहित्य के विस्तृत 
विवास में कुछ बावा भी पढ़ी । प्रकृति की अनेकरूपता, जीवन की सिन्न-मिन्न चिन्त्य 
बातों तथा जगत्‌ के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई | वह एक 
प्रकार से बद्ध ओर परिभित सी हो गई । उसका क्षेत्र संकुचित हो गया" आदि; किन्तु यदि 
कला-काल के साहित्य को देखा जाय तो उसमें जितनी अधिक प्रकृति की विविधरूपता है, 
उतनी अधिक हिन्दी साहित्य के किसी काल में नहीं है। ऋत॒-वर्णन की शैली में प्रत्येक 
ऋतु का सौंदिय ओर उसका मनोभावों पर जी प्रभाव है, उसका चित्रण संयोग और 
वियोग दोनों पन्नों में बड़ी सरसता के साथ उपस्थित किया गया है | जीवन की मिन्न-मिन्न 
चिन्त्य बातों पर नायकनाग्रिका-मेद लिखनेवाले कवियों ने चाहे विशेष न लिखा हो; 
किन्तु कला-काल के याप्टसेवी कवियों ने अवश्य लिखा है। केशवदास ने 'वीरसिंहदेव- 
चरित्र, मान ने राजविलास', भूपण ने शिवराजभृपण', गोरेलाल ने 'छुत्रमकाश', श्रीधर ने 
जंगनामा, सदानन्द ने भगवन्तराय रासा',सूदन ने सुजान-चरिति', जोधराज ने “म्मीररासो', 
पदूमाकर ने हिम्मतबदादुर विरदावली' आदि रचनाओं में राजनीति के साथ पौरुषमय 
जीवन का मितना लष्ट और ओजमय चित्रण किया है, वैसा चारण-काल में भी संभव 
नहीं हो सका । इन्हीं रचनाओं में जीवन अपने वास्तविक पुरुषत्व में उपस्थित किया गया। 
उपयु कल लांदुन सम्मवतः कला-काल की थंगारिक रचनाओं को ही दृष्टि मं रखकर इस 


4. हिन्दी साहित्य का इतिहास (पं० रामचन्द्र शुवल्) प्रष्ट २८६, संशोधित 
संस्कार । 


$ 

+ 

रे 
्च् 
0४६] 


सो जिसलमाज 


कला-काल का दृष्टिकोण 


साहित्य पर लगाया गया है | में तो यह कहूँगा कि हिन्दी-साहित्य का कला-काल बस्तुतः 
चारण-काल और भक्ति-काल की प्रेरणाओं को आत्मसात्‌ कर जीवन के लौकिक पक्ष की 
कभी राजनीति और कभी प्रेम से मिलाकर अत्यन्त कलात्मक रूप में उपस्थित करता 
है। इस दृष्टि से कला-काल की स्वनाओं पर नाक-भौं सिकोड़नैवाले*अ्रलोचकों को कला- 
काल का अध्ययन कला के सिद्धान्तों को सामने रखकर करना चाहिए | 

कला-काल की उपेज्ना इम कारण भी हुई है कि उसमें तुलसीदास, सूरदास, 
ओर कभ्रीर की भाँति कोई महाकबि नहीं हुआ; किन्तु मह्ाकवि किसी भी साहित्य में 
सदैव ही नहीं होते। इस दृष्टि से कला-झाल भक्ति-काल से हीन अवश्य है, किन्तु उपेन्षणीय 
नहीं है। उपयुक्त महाकवियों ने श्रष्यात्मबाद की गद्दराइयों में जीवन को ले जाकर 
उसे पारलीकिक दृष्टि से सबल बनाया | कला-काल के कवियों ने जीवन का यह आदर्श 
नहीं खखा | उन्होंने संयम से बँ घे हुए जीवन को स्वाभाविक स्फूर्ति दी। जहाँ यह स्फूर्ति 
कुरुचिमय है, वहाँ साहित्य निम्न श्रेणी का हो गया है; किन्तु जहाँ यह स्फूर्ति सुरविमय 
है, यहोँ साहित्य ने जीवन और प्रकृति के सँदर्य के लिए दर्म एक दृष्टि प्रदान 
की है | मेरे लिखने का ताले यही है कि कलान्काल की आलोचना करते समग्र हम 
किसी द्वं प्रतुद्धि या किसी कलुपित मनोड्त्ति से काम न लें ओर साहित्य में जीवन के 
चित्रण के प्रति उचित न्याय कर सके | 

साहित्य में लॉकिक जीवन का चित्रण कोई पाप नहीं है, यदि वद सुरुचिपूर्ण 
ढंग से हो । राधा ओर कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूपक दी 
क्यों हो उसमें मानवी अनुराग ओर शआ्राकर्षण की स्वाभाविक प्रश्नत्ति क्यों न देखी जाय ? 
ओर क्या यद्द सम्भव नहीं है कि अपने चरम आकर्षण में इम्द्रियों की भाषा-द्ी आत्मा 
की पुकार बन जाय ? 


रानी केतकी की कहानी 
हर ( ठेठ हिन्दी ) 


सैयद इंशाअल्लाह ख़ाँ उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुए। गद्य के उस 
शैशव में जब गद्य-लेखकों ने लेखनी पकड़ना सीखा था, सैयद इंशाअल्लाह ग़ाँ ने 
विशेष कार्य किया । जिस समय गद्य का रूप धर्म से निर्मित था ओर उसमें धार्मिक 
विचार के प्रचार तथा प्रसार की ही एकमात्र भावना थी उस समय इंशाअल्लाह 
वा के द्वारा लौकिक शंगार की “कहानी के जोबन का उमार ओर बोलचाल की 
दुलदिन का सिंगार! होना उनके अपने व्यक्तित्न का परिचायक है | तत्कालीन 
गद्यलेखकों की लेखनी में धर्म दी की रोशनाई थी। वे गद्य की साथंकता मानव-जीवन 
की घटनाओं के वर्णन में कभी समझ ही नहीं सकते थे । सारांश में धर्म की शक्ति ही 
साहित्य-निर्माण का कार्य कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब्र जान गिलक्राइस्ट ने फ़ोर्ट 
ब्रिलियम कालेज के लिए, पाय्य पुस्तकों के लिखाने का उपक्रम किया तो लल्लूलाल 
आर सदल मिश्र ने क्रमशः प्रेमलगरं और नासिकेतोपराख्यान' की रचना की। दोनों 
ने ही धर्म के प्रभुत्त के आगे सिर कुका दिया था ओर हमारा गद्य धर्म के पैरों पर 
खड़ा दो रहा था | 

उस समय इंशा ने 'रानी केतकी की कहानी लिखी । लोकिक कहानी यौवन का 
विलास लेकर आगे बढ़ी । उसमें उमंगों का उन्‍्माद था | ऐसा ज्ञात होता है कि इंशा 
की प्रोर से यह कद्दानी स्वयं गनी केतकी ने अपने मुंह की पीक से लिखी थी और 
रमिक दृदय की भावनाएं कूदती फॉँदती ढुली पढ़तियाँ” थीं | 

सम्मय है, यह सत्र “उमार के दिनों का मुद्दानापन” इसलिए, दो कि इंशा 
डिस्दू न दोकर एक रसिक्र मुसलमान थे। दिन्दुत्थ की धार्मिक भावना इंशा को छू 
नहीं सकी शरीर वे धर्म को सादित्य पर आरोपित नहीं कर सके | यदि इंशा हिल्वू 
होते तो शायद प्रेमसायरं के समान द्वमारें सामने कोई दूसस सागर! द्वोता, किन्त 
मुसतमानों की सादित्य-परम्धग में सागर के बजाय गुलिस्ताँ? या शोत्तोँ? मे विद्ार 
करना ही करियों का एकमात्र साहित्यिक आदर्श रह है। इसीलिए टंशा का उन्माद 
वानी फेल्री की क्द्रानी लेकर इमारे सामने थ्रा खड़ा हुआ | 


श्घ 


रानी केतकी की कहानी 


इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि यद्यपि इंशा ने धर्म के एकमात्र 
प्रभुत्व की उपेक्षा कर लोकिक श्टंगार की रचना की है, तथापि वे धर्म की प्रचलित 
भावना की अवहेलना नहीं कर सके | उन्हें अपनी कहानी में आना जोगी महछुन्दर 
का कैलाश पहाड़ पर से और राजा इंदर को चिट्ठी लिख भेजना” और “मच्छ कच्छ 
वाराह सन्मुख आए, कहीं परशुराम कहीं बामन रूप, कहीं हरनाकुस ओर कहीं नरसिंह, 
कहीं राम लछुमन सीता आई” आदि को स्थान देना पड़ा । 

किसी व्यक्ति की लेखन-शैली उसके व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है । इंशा के 
व्यक्तित्व ने भी उनकी शैली को प्रभावित किया है । इंशा के जीवन-इत्त के अनुसार 
पिता मीर माशाअल्लाद गो काश्मीर से दिल्‍ली आए थे ओर वहाँ वे राजा के हकीम 
हो गए. ये। उनके हृदय में अर रूए ज़मीनस्त फ़िर्यौंस” की स्मृतियाँ संचित थीं 
जिन्होंने उनके पुत्र इंशाअल्लाह खाँ के छृदय में अपना अधिवास अवश्य बना लिया 
होगा | साथ ही पिता ने इंशा की शिक्षा का प्रत्नन्ध भी सर्वोत्तम किया था। 
इस बिपय पर प्रो० आज़ाद लिखते हैं : 

“जिस तरद अगले वक्तों मं ख्लान्दानी अमीरजादे तश्रलीम पाते थे उसी तरह 
सैयद इंशा को सत्र ज़रूरी उलूमो फ़ुनूत से माहर किया | बाप के लिए. मिसाल दे सकते 
हू कि अजीज बेटे को इस ख़बसूरती से तअलीम किया मगर वेश जो जौहरदार तबीयत 
अपने साथ लाया था, उसकी कोई मिसाल नहीं है। जब्र यह होनहार नोनिहाल 
तश्रुलीम के चमन से निकला तो हर रेशः में कॉपल, पत्ते, फूल, फल की कुच्राए: 
मुख्तलिफ़ मौजूद थीं। इस तरह कि जिस सरजमी पर लगे वहीं की आबोहवा के बमूजित्र 

बहार दिखलाने लगे। ऐसा तब्बाअ और आली दिमाग़ आदमी हिन्दोस्तान में 
कमर पैदा हुआ होगा । वह श्रगर उलूम में से किसी एक फ़न की तरफ़ मुतवज्जह होते 
तो सदहा साल तक वहीदे असर गिने जाते | तत्रीयत एक हयूला थी कि हर क़रिस्म की 
सूरत पकड़ सकती थी। बावजूद इसके शोगवी इस क़दर कि सीमाब की तरह एक 
जा क़रार न था। चुनांचे कुल्लियात इन सब मरातित्र के लिए मज़हरे शहादत है। 
इनकी तत्रीयत जो शेर की तरह किसी का जूडा शिकार न खाती थी पेशः आचाई पर 
मायल न हुई । लेकिन चूँकि ऐसे रंगारंग ख़यालात का सिवाय शायरी के और फ़न में 
गुजारा नहीं, इसीलिए शायरी की तरफ करके जिससे इन्हें रूत ,खुदादाद था। इस 
कूचे में भी अपना रास्ता सत्र से जुदा निकाल कर दाखिल हुए । 
“इनके अल्फ़ाज़ जो मोती की तरह रेशम पर दलकते आते हैँ इसका सबत्र यही 
कह सकते हैं कि क़दरती फ़ताइत और सफ़ाई कलाम के सम्रत्न से दै और कज्ञाम का 


न्र्ंह 


विचार-दर्शन 


बन्दीबस्त जो आरगम बाजे की कसावट रखता है। यह बन्दिश की चुस्ती ओर ड्स्तम्वाँ 
बंदी अल्फाज की ख़बी है मगर अजीत बात यह है कि इनकी जबान जो फ़साहत का 
साँचा है उससे अगर बेमानी/अल्फ़ाज़ भी तरकीब खाकर निकलते हैँ तो मज़ा ही 
देते हैं ।* 
इंशा के इस लोकिक दृष्टिकोश के साथ उनके सामने उनकी भाषा का एक 
आदर्श मी था। वे अपनी कहानी ठेठ हिन्दी में लिखना चाहते थे। रानी केतकी की 
कहानी में वे अपना उद्देश्य इस प्रकार लिखते हैं 
#एक दिन ब्रैंठे बैंठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि--कोई ऐसी कहानी 
कहिए, कि जिसमें हिन्दवी छुट और किसी बोली की पुट न मिले ।...बाहर की बोली और 
गँवारी कुछ उसके बीच में न हो. . .हिंदवीयन भी न निकले, ओर भाखापन भी न द्वो 
बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्वों वही सत्र 
दैल रहे और छाँच किसी की न हो...” 
इस उद्देश्य से इनकी भाषा का रूप इस प्रकार अनता है : 
१--हिन्दी के सिवाय अन्य किसी त्रोली का प्रयोग न हो | 
२--विदेशी भाषा ओर ग्रामीण बोली का त्रहिष्कार हो | 
३--हिन्दी के स्वरूप की रक्षा करते हुए भाखा ( ब्रजमाया ) का प्रभाव न 
पड़ने पावे | 
४--शिष्ट लोगों की व्यावद्षरिक्ति भाषा हो । 
इंशा ने कहाँ तक इन सिद्धान्तों का पालन किया है यह तो उनकी कद्दानी पढ़ने 
से ज्ञात हो सकता हूँ | इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने दिल्ली के समीप बोली जानेवाली 
खट्टी बोली दिन्दी की रूपरेखा यथाविति सुरक्षित रखी है पर उसमें विदेशी भाषा, व्रज- 
पा और आमीण बोली के शब्द ज्ञात अथवा अज्ञात रूथ से अवश्य कहीं कहीं झा गये 
हैं। फास्सी का कि, तअजमापा का गायने ओर ग्रामीण बोली का 'पसेरियन शब्द 
उद्दादर्णाथ कहानी भे॑ दृष्व्य है। बहत सम्भव है किये शब्द शिष्ट लोगों की 
ध्यावद्यारिक भाषा के अ्रन्तगगत हों इसलिए चोये सिद्धांत के कारण इंशा की भाषा में 
ग्राह्म दों। अथवा उस समय दिल्ली की बोली में ये शब्द विदेशी या आमीण न समके 
ति हों। जो हो, यदि इंशा ने अपने आदशों की पूर्ति सफलता-पूर्वक की है तो हम 
उनकी भाषा की तत्कालीन शिषप्ट भाषा का झूप मानकर भाषा-विज्ञान की हष्टि से 


ल्भ्ज “५ के ल+ननिओ न + 


4. प्रोौ० आज़ाद लिखित 'थाये हयात, पृष्ठ २६६ 


रानी केतकी की कहानी 


उसके इतिहास. पर विचार कर सकते ह। माप्रा -के प्रयोग में उन्हें असफल इसीलिए 
नहीं कह सकते क्योंकि उनके सामने उनके अपने सिद्धान्त थे और वे स्वयं उर्दू. और 
फ़ारसी के बिद्वान्‌ ओर कुशल लेखक थे | 

अ्रत्न इनकी कथा-शैली के सम्बन्ध में विचार करना है | इनकी कथा लोफिक 
ही है | उसमें एक प्रेम-कहानी है | एक नवयुवक राजकुमार अकस्मात्‌ एक राजकुमारी 
से मिल जाता है। दोनों में प्रेम हो जाता है पर वे मिल नहीं सकते | मन्त्र बा जादू 
के बल से नायक दरिणि के रूप में परिवर्तित हो जाता है और दोनों बिरही हो 
जाते हैं| राजकुमारी के सच्चे - प्रेम से मन्त्र-तल का नाश होता है और दोनों मिल 
जाते है। कथा में कोई नवीनता नहीं है। पुरानी मसनवियों ओर आख्यानक काव्यों 
की ग्रेंम-कहानी बहुत कुछ इसी प्रकार की होती थी। इसका वातावरण सहस्त रजनी 
चरित्र! जैसा ही है ! इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रेम-कहानी के वर्णन म॑ मोलिकता है । 
इसमें घटना की विचित्रता लाने के लिए पागणिक नामों का ओर गोस्वनाथ के हृठ- 
योग सम्बन्धी कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अवश्य किया गया है। साथ ही साथ 
बर्णन में रोचकता लाने के लिए. इंशा ने अपनी काव्यमयी प्रद्नत्ति का परिचय भी 
सब दिया है क्योंकि स्थान-स्थान पर पद्म की पंक्तियाँ कथानक की बढ़ाती हुई रस की 
सष्टि करने में सहायक हैं। सारी कथा हिन्दू पान्नों को लेकर मुसलमानी दंग से वर्शित 
है। मसनवी की शैली के अनुसार प्रारम्भ में अपने बनानेवाले के सामने इंशा ने 
“पर झुकाकर” नाक रणड़ी है | उसके बाद अपने दाता के भेजे हुए प्यारे (मुहम्मद) 
को 'रात दिन जपता' है। ततलरचात्‌ प्रत्येक घटना की सूचना के लिए. अलग-अलग 
शीर्षक हैं । इसलिए यह गय की शैली हिन्दी के लिए सम्पूर्ण रूप से विदेशी ६ । 

मुसलमान होने के कारण लेखक हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं की रूपरेखा 
अच्छी तरह नहीं खींच सका । उसने केबल नाचन्तमाशे में उनका 'स्वांगं 
उपस्थित किया है| कहीं गोस्स जागे, कहीं मछुन्दर भागे। कहीं मच्छु, फच्छ, वागइ 
सन्मुस हुए. । कहीं परसुराम, कहीं वामन रूप, कहीं हरनाकुश आर नरसिंद, कहीं राम 
लपन सीता समेत आई, कहीं राचन शोर लड्ढा फा अख्लेड़ा सारे का सारा सामने दिखाई 
देने लगा। कहीं महादेव आर पार्वती दिखाई पढ़े। कहीं कन्हैया ली दी जनम अध्यमी 
धैना और बसुदेव का गोझुल ले जाना झोर उनका बढ़ चलना, गाएँ चरनी और 
मुस्ली भजानी ओर गोगियों से घूम मचानी''आदि ।” इसी अक्षर अहुतसी 
कथाओं का उल्ले है। इशा ने सबैया का रूप भी झरने चांदस्का' में दिकृत 
फर दिया है । 


विचार-दर्शन 


जब छॉड़ि करील की कुजन को हरि द्वारिका जी माँ जाय बसे 
कुलधूत के धाम वनाय घने महराजन के महराज भए । 
तजि मोर मुकुट अरु कामर्रिया कछ आओरहिं नाते जोड़ लिए | 
घर रूप नए किये नेह नए अरु गइयाँ चरावन भूल गए ।॥ 
लेखक ने इस प्रकार सुनी-सुनाई हिन्दू धर्म की कथाओं और काब्य-रचनाओं के 
आधार पर ही अपने इस अवतरण की रचना की है ओर अपने हिन्दू पात्रों के जीवन 
में ययास्थान जमा दी है। 
इंशा का कोशल इसी में है कि उनकी कथा प्रेम-कहानी होते हुए भी अश्लीलता 
के कलंक से बची हुई है। यह बात दूसरी है कि प्रेम की चरम सीमा में असम्मव 
घटनाओं की सृप्टि अवश्य हो गई है। “आना जोगी महेन्दर गिर का कैलास पहाड़ पर 
से और कुबर उदेभान और उसके माँ बाप का हिरनी-हिरन कर डालना”, “हिरनी- 
हिरन का खेल ब्रिगड़ना ओर कुचर उदैभान और उसके माँ-बाप का नये सिरे से रूप 
पकड़ना ।” कहानी में एक शब्द अवश्य ऐसा आया है जो पाठकों को कुरुचिपूर्ण 
जात हो सकता है। वह शब्द है रंडी; कहानी में उसका प्रयोग पाँच बार हुआ हैः 
१--इतने में अ्मराइयाँ ध्यान चढ़ीं, उधर चल निकला तो क्‍या देखता है जो 
चालीस-पचास रंडियाँ एक-से-एक जोत्नन में अगली भूला डाले पड़ी भूल रही हैं ।* . 
२--दृक न धक जो ठुम भूठ से टपक पड़े, यह न जाना जो यहाँ रंडियाँ अपने 
भूल रही है ।१ 
३--बहाँ का यह सोहिला दे, कुछ रंडियाँ कूला डाले भूल रही थीं ।*१ 
४-गजा इंदर ने कह दिया, वह रंडियाँ चुलबुलियाँ जो अपने मद में 
उड़ चलियाँ हैँ” “(०४ 
५---अ्ल वे ऐ; रंडी तेरे दाँतों के मिससी की धड़ी | 
इन पाँचों संदभभों को देखकर “रंडी! शब्द का अर्थ आमोद-प्रमोद में मग्न “खत्री 
ही माना जाना चादिए | इसमें अश्लीलता की छाया भी नहीं है। सम्भव है, रंडी! का 


हे जरीफनन+ 








» रानी केनकी की कहानी, प्रष्ट £ 
वही, एड * 

- यही, पृष्ठ १० 

« बड़ी, प्रष्ट ३२ 

£. यही, पृष्ठ ४३ 


है चअर 
है] 


हि 


दे 


३५ 
ल्‍्पँ 


डे रानी क्रेतकी की कहानी 


' सम्बन्ध आमोद-प्रमोद से रहने के कारण उसमें घीरे-घीरे अश्लीलता का भाव श्रा गया 

हो। पर 'रंडी' के वास्तविक अर्थ में प्रमोद का ही माव अधिक है । 
इंशा की मापा मँडी हुई है । उसमें प्रवाह है ओर साथ ही स्वाभाविकता । 

परिश्रम से ठेठ हिन्दी लिखने की संकुचित सीमा में बाहर के शब्द न लाते हुए स्वाभा- 
विकता की रक्ञा करना चहुत कठिन है; पर इंशा इसमें सफल हुए, हैं । इससे उनका 
भाषाधिकार स्पष्ट प्रकट होता है। उनके शब्द ओर वाक्य इतने मनोहर ओर कोमल 

- हैं कि उनके लिए प्रो० आज़ाद की उक्ति मोतियों की तरह रेशम पर हुलकते आते 
हैं? सार्थक है. | उनकी भाषा में मुद्दावरों का जितना उपयुक्त और मधुर प्रयोग हुआ 
है उतना उनके समकालीन किसी भी लेखक कौ भाषा में नहीं | 

'टंडे-ठंडे चलेजाओ!,'जैसा मुँह वैसा थप्पड़, पत्ता-पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ्रा', 

“रत तो मेरा जी ओठों पर आ गया?,'रानी केतकी सावन भादों के रूप रोने लगी, इस 
च्रात पर पानी डाल दो' आदि मुहावरे बहुत आकर्षक हैं| सन्‌ १८४२ में मिस्टर शिंट 
ने इस कहानी को बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में अँग्रेजी अनुबाद के साथ 
प्रकाशित कर इस पर सम्मति दी थी कि यद्द हिन्दी शब्दों ओर मुद्दावरों का कोप है । 
वर्णन-शैली पर लेखक का इतना अधिकार है कि वह वस्तु-विशेष अथवा व्यक्ति-विशेष का 
अनावश्यक वर्णन-विस्तार करता चला है, जैसे अरतीतों का वर्णन, अथवा रानी केतकी 
के विवाह का उत्सव, घाटों का वर्णन आदि | इसमें भाषा का सौन्दर्य भले ही देखने को 
मिल जाय पर कथा का सौन्दर्य नहीं। हाँ, यह अनावश्यक वस्तु विस्तार केबल कहानी 
कहने के.ढंग को प्रकट करता है। भाषा के सम्बन्ध में एक बात श्रोर है। विशेषयणों 
और कदन्त क्रियाओं में उन्होंने बहुबचन के चिहों का प्रयोग किया है | उदूं के 
प्रारम्भिक काल में ऐसे प्रयोग बहुत प्रचलित थे, उन्हीं को इंशा ने गद्य में भी प्रथुक्त 
कर दिया है। श्रातियाँ जातियाँ जो साँसें हैं. 'घरवालियोँ बहलातियाँ हैं', गाती-बजाती, 
कूदतीफॉँदती, धूमें मचातियाँ, अंगड़ातियाँ, जँभातियाँ, उंगली नचातियोँ ओर डुली 
पड़तियाँ थीं।? इन प्रयोगों के सम्बन्ध में दो चातें शत होती हैं. | पहली तो यह कि इनके 
प्रयोग अधिकतर स्त्रीलिंग रूपों में ही हुआ करते थे और दूसरी, इनका प्रयोग लेखक 
की इच्छा पर निर्भर रहता था | किसी क्रिया रूप में वह बहुवचन का प्रयोग करता था 
किसी में नहीं, जैसे दोनों -जनियाँ एक अच्छी सी छाँतव को ताइकर आ ब्रैठियोँ ओर 
अपनी-अपनी दुहराने लगीं !' 
... इंशा विनोद-प्रिय थे। उन्होंने अपनी रँगीली तत्रीयत का नक़शा झपनी कहानी 
में खूब उतारा है | “जब तक माँाप जैसा कुछ होता चला आता है, उसी डॉल से 


डरे 


विचार-दर्शन 


वेटा-वेटी को किसी पर पथ्क न मारें, ओर सर से किसी के चपेक न दें तब तक यह 
एक जी तो क्या जो करोर जी जाते रहें कोई बात तो हमें रुचती नहीं ।” लिखकर उन्होंने 
वैवाहिक जीवन की अच्छी चुटकी ली है। इसी प्रकार ईश्वर से भी उन्होंने विनोद 
किया है- 
देखने की दो आँखें दीं ओर सुनने को दो कान । 
नाक भी सब में ऊँची कर दी मरतों को जी दान ॥ 
“ताक का ऊँची करना” मुहवरा होते हुए. मी हास्य की सुष्टि करता है। कहांनी 
में अनेक स्थानों पर इंशा ने श्रपनी परिहासपूर्ण प्रद्धत्ति का परिचय दिया है | 
इंशा मे यह कहानी लिखकर ठेठ हिन्दी की भाषा में भी गद्य का बड़ा प्रीढ़ 
उदाहरण दिया है। अपने समकालीन गद्य-लेखकों में इसी कारण इंशा का बहुत 
दत्वपूर्ण स्थान है | 
अभी तक रानी केतकी की कहानी के सम्पादन के लिए निम्नलिखित आधार 


प्राम हुए हैं; 
१--सन्‌ १८४६ में प्रकाशित कलकत्ते की प्रति | 
२--सन्‌ १८४२ में.” बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का शश्वाँ ओर 
श४वाँ भाग । 
३--सन्‌ श्णयछ४ड में... राजा शिवग्रसाद का गुठका | 
४--सन्‌ १६०५ मे _” लखनऊ की प्रति ! 


सन्‌ १८४६ की छुपी हुई प्रति ही सत्र से प्राचीन प्रति है| उसके मुखपृष्ठ पर 
एक श्रन्य छपी हुई प्रति का निर्देश मिलता है जो मुंशी दरीराम पंडितनी लखनऊ 
निवासी ने संग्रददीत की थी । उसका प्रकाशन सन्‌ नहीं दिया | केवल यही उस प्रति में 
प्रशाशित है--- 
कहानी रानी केतकी की 
द्रेन्दुस्तानी भाषा में जो आगे मुशी हरीराम पंरि्त जी लखनऊदवासी 
कई थी सो अब कहीं देख नहीं पड़ती और शुण ग्राहकों को ऐसे पदार्थ के 
न्र 


कूल बुक मुसेदी के अन्थ शोघक आर परम मित्र अति सुबुद्धि श्रीयुत 
गिलन इसटाख मुणीकी की इच्छा से 


थ्री विष्णुनागयण परिडत ने म्ृद्राद्षित करवाया | 


डा 





शप 


भारतेन्दु के साहित्यिक आदर्श 


हिन्दी गद्य के विकास में भारतेन्दु की प्रतिभा ने जो कार्य किया बह अभी तक 
के गद्य-लेखकों की सम्मिलित शक्तियों से भी नहीं हो सका था । इतनी बात तो मान्य 
है कि भारतेन्दु के पूर्ववर्ती लेखकों ने गद्य में साहित्य-रचना की भावना को जन्म 
अवश्य दे दिया था | पद्ममय साहित्य-सूष्टि की सीमित प्रवृत्ति में विकास को स्थिति 
प्रकद होने लगी थी और धर्म की भावना भी गद्य में प्रकाशित होने का मार्ग खोज 
रही थी | विद्ठलनाथ और गोकुलनाथ की पुष्टिमार्ग सम्बनस्थी कथित वार्ताएँ, सदासुख, 
लल्लूलाल और मदलमिश्र की धार्मिक और नीति सम्बन्धी आाख्यात्रिकाएँ, सैयद इंशा 
की प्रयोगात्मक ठेठ कहानी और शिवग्रसाद सितार-ए-हिन्द्‌ ओर राजा लक्ष्मणर्सिह की 
क्रमशः ऐतिहासिक ओर साहित्यिक कृतियाँ गद्य का शिलान्यास ही नहीं कर चुकी थीं, 
वरन्‌ उसके निर्माण की ओर अ्रग्मसर भी हो चुकी थीं। आवश्यकता इस बात की थी 
कि गद्य में पद्म की भाँति साहित्यिक सौन्दर्य की सृष्टि की जावे | गद्य भी उतना ही सुथरा 
ओर स्पष्ट हो जितना पद्म | उसमें भी पद्म जैसी सुरुचि ओर व्यञ्ञना हो | इस प्रकार के 
गद्य का निर्माण भारतेन्दु की लेखनी से हुआ | इस कथन को ओर भी स्पष्ट करना 
आवश्यक है | मु 

भारतेन्दु की लेखनी में बल था इसीलिए उनके द्वारा गद्य की परिष्क्तत शैली 
सम्पादित हुई। बस्तुतः इस स्थिति के शीघ्र पा जाने में अभी समय की अपेक्षा थी 
क्योकि भारतेन्दु के पूर्व लेखकों का दृष्टिकोण ही दूसरा था | गोकुलनाथ और सदासुख 
का आदर्श धार्मिक विचारों का प्रचार था| अतणएव गद्य के सोन्दर्य की ओर वे ध्यान 
नहीं दे सकते थे | इसी प्रकार लल्लूलाल और सदल पाठ्य पुस्तकें लिखते हुए. भी 
उपदेशात्मक प्रवृत्ति की अवहेलना नहीं कर सके | इंशा ने तो मनोरंजन के लिए भाषा 
के साथ विनोद किया है। शिवप्रसाद ओर लक्ष्मणसिंह ने गद्य की रूप-रेखा सोचना 
प्रारम्भ कर दिया था पर दोनों अपने-अपने आदरशों के लिए लड़ रहे थे | शिवप्रसाद 
ने अरबी और फ़ारसी शब्दों की ओर रुचि दिखलाई और लक्ष्मणसिंह ने ब्रजभाषा 
के प्राचीन शब्दों की ओर ममता प्रदर्शित की । इस प्रकार शिष्ट गद्य की आवश्यकता 
अनुभव करते हुए भी भारतेन्दु के पूर्ववर्तों लेखक असफल रहे | 

गद्य के इस परिष्करण में बहुत सी शक्तियों काम कर रही थीं। पदली तो 

53 


विचारन्दर्शन 


यह थी कि ंगार के बोक से लदी हुई ब्रजभापा की कविता ने एक ही विपय के 
पिश्पेषण से कुरुचि उत्पन्न कर दी थी। इस प्रकार कविता जो साहित्य की एकमात्र 
शासिका थी अपने महत्व के पद से गिरने लगी ओर रुचि-चैचित्र्य के लिए गद्य की 
आवश्यकता ज्ञात हुई | दूसरी बात यह थी कि साहित्य के अंगों का निरूपण पत्च मेँ 
विस्तास्पूर्वक स्पष्ठता के साथ नहीं हो सकता था, इसलिए भी गद्य की आवश्यकता 
हुई तीसरी बात यह थी कि अंग्रेजी शासन ने भावों की परिधि बहुत विस्तृत कर दी 
थी ओर अनेक विपयों की विवेचना के लिए गद्य का सहारा लेना अनिवार्य हो गया 
था। साथ ही साथ अंग्रेज़ी और बंगला साहित्य के सम्वके में आने से हिन्दी साहित्य 
ने उनके नाटक ओर उपन्यास के वैभव की ओर इृष्टिपात कर उसी मार्ग का अवलम्बन 
भी किया | इसके लिए गद्य की आवश्यकता हुई ओर साहित्यिक गद्य के निर्माण की 
भावना प्रधान रूप से सामने आई। ईसाइयों के 'धर्म-प्रचार ओर स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों 
ने भी परिष्कृत गद्य के लिए मार्ग तैयार किया पर भारतेन्दु जिस प्रद्नत्ति से शुद्ध गग्म 
लिखने के लिए, प्रेग्ति हुए थरे बह अंग्रेजी और बंगला की साहित्य-श्री से ही उद्भूत 
हुई थी। क्योंकि दम देखते हूँ कि मारतेन्द्र जी का सब से पदला नाटक बंगला नायक 
पयासंद” का अनुवाद दी है आर सत्य दरिश्चन्द्रों उनके मित्र ब्रा० चालेश्वरप्रसाद 

श्री० ए० की इच्छा से अंग्रेज़ी नाटकों की शेली पर ही लिखा गया है | 

सत्र से पहले भारतेन्दु ने गद्य की भापा की ओर ध्यान दिया। उन्होंने मापा 
को सरल ओर शुद्ध कर उसे मधुर ओर प्रवाहयुक्त बना दिया। भारतेंन्ु ने भाषा 
को प्राचीन 'लेखकों की ब्रजभापा, बिहारी अथवा उदू. फ़ारसी के श्रत्यधिक प्रभाव से 
मुक्त कर ऐसा परिकृत और शिप्ट रूप दिया जो अपने सहारे खड़ा हो सके ओऔरीर श्रन्य 
भाषाझी के साथ अपनी संस्कृति लेकर नवीन युग का संदेश दे सक्के | ऐसा गद्य 
सादित्य में कितना लोकप्रिय हुआ, यह उनके समकालीन गद्य की प्रगति से ज्ञात हो 
सकता हू । 

भाव की दृष्टि से भी भासतेन्दु ने युग-परिवतनकारी साद्दित्य की स्॒टि की । 

पवित, नीति आर श्ंगार की परित्रि में ही साहित्य कद था। भारतेन्दु ने नवयुग के 

देश-प्रेम जातिय्रेम, समाज-्संगठन झादि विषयों से अपनी झतियों की रूपरेखा बनाई 
कार साहिस्य में उन्नतिशील ओर तत्कालीन जीवन की प्रवत्तियों का चित्र खींचकर 
ईइ्स्य को गज़ीय बनाया । ह हि 

इस प्रवार सारतेस्दू ने भाषा ओर भाव दोनों का परिष्करण किया । भाव के 
देटिशओ मे उन्दीन सामाजिक, गपनीतिक तथा धथरामिक ज्षेत्री में ऋत्ति सी उपस्यित 


द््ड 


भारतेन्दु के साहित्यिक आदश 


कर दी। सामाजिक क्रान्ति उन्होंने. नीलदेवी ( २४ दिसम्बर सन्‌ १८८१, संवत्‌ १६३८) 
में ऐतिहासिक गीतिरूपक के रूप में लिखकर की | वें भूमिका में स्वयं लिखतें हैं :--- 

“इससे यह शंका किसी को न हो क्रि में स्वन्त में भी यह इच्छा करता हूँ कि 
इन गोरांगी युबती समूह की भाँति हमारी कुललक्ष्मीगण भी लजा! को तिलांजलि देकर 
अपने पति के साथ घूर्मे किन्तु ओर जिन बातों में जिस भाँति अंग्रे जी स्त्रियाँ सावधान 
होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, घर का काम-काज सँभालती हैं, अपने सन्‍्तानगण को 
शिक्षा देती हैं, अपना स्वच्च पहिचानती हैं, अपनी जाति ओर अपने देश की सम्पत्ति- 
विपत्ति को समझती हैं, उसमें सहायता देती हैं, ओर इतने समुन्नत मनुष्य जीवन को 
व्यर्थ यहदास्य आर कलद ही मे नहीं खोतीं, उसी भाँति हमारी णदृदेवता भी वर्तमान 
दीनावस्था को उल्लंबन करके कुछ उन्नति प्राप्त करें, यही लालसा है। इस उन्नति 
पथ का अवरोधक हम लोगों की वरततमान कुल-परंपरा मात्र है और कछ नहीं है । 
आयजन मात्र को विश्वास है कि हमारे यहाँ सबदा सत्रीगण इसी अवस्था में थीं। इस 
विश्वास के भ्रम को दूर करने के हेतु यह ग्रन्थ विरचित होकर आप लोगों के कोमल 
क'कमलों में समर्पित होता है ।” 

बाबू श्वामसुन्दरदास जी के मतानुसार “जिस आदर्श को सामने रखकर . भार- 
तेन्दुनी ने इसकी रचना की है उसकी सिद्धि इससे नहीं होती | इससे तो केबल प्रतिदिंसा 
के भाव को उत्तेजना मिलती है ।?* अपने अधिकार ओर गोस्व की रक्ता करने के 
लिए, यदि उग्र रूप धारण करने की आवश्यकता हो, तो बह प्रतिहिंसा नहीं कही जा 
सकती । नीलदेवी अपनी मर्यादा का निवांह करने, .दासत्व स्वीकार न करने, 'कोशल 
से लदब्ाई” करने ओर अपने पति सूर्यदेव की मृत्यु का दरड देने के लिए. ही गाबिका 
का रूप धारण करती है और अमीर अवदुश्शरीफ़ के /लो जान साहब” कहने पर 
अयने सतीत्व की रक्ता करने के लिए ही 'कठार निकाल कर अमीर को मारती है ।”?* 
इसमें रत्री के लिए. साइस, उत्साह, पातिव्रत, शील ओर क्रियात्मक होने की शिक्षा 
है। आरय-गौरव की रक्षा के साथ साथ सत्री-आदर्श की प्रेरणा भी भारतेन्दु के नायक 
में स्पष्ट लक्षित होती है। इस प्रकार वे समाज में स्री को मर्यादापूर्ण शक्तित से समन्वित 
देखना चाहते हैं । 

भारतेन्दु ने धार्मिक क्रान्ति वैदिको दिसा हिंसा न भवति' नामक प्रहसन (संवत 





१. भारतेन्दु नाटकावल्ी, अस्तावना, पृष्ठ ६८ - 
३. भारतेन्दु नाटकावली, एए ३६४ 


३७ 


विचार-दशन 


१६३०, सन्‌ १८७३ ) में प्रदर्शित की | धर्म के नाम पर कितना आडम्बर, अनाचार 
और पाखंड होता है, इसी का सजीव वर्णन उस प्रहसन में है। पूजा करने के लिए 
कितनी हिंसा होती है, इसका बीमत्सपूर्ण वन उस प्रहसन में किया गया ह। प्रथम अ्रक 
में राजा कहता है “तो कल हम बड़ी पूजा करेंगे | एक लाख पका ओर बहुत से पत्ती 
मँगवा रखना ।” भागवत, मनुस्मृति, पराशरस्मृति' आदि के उद्धरणों का उपहास किया 
गया है। अन्त में नासिक्रेतोगराल्यान की भाँति जिसने जैसा कर्म किया है, उसके 
अनुसार उसे यमराज के द्वारा दंड की व्यवस्था दी गई है| इस ग्रकार भारतेन्दु ने धर्म 
के ज्षेत्र से पाबंड, हिंसा, आडंत्रर आदि के निर्वासित करने की निश्चित धारणा 
प्रदर्शित की है। नत्र चतुर्थ अंक में राजा यमराज से द्वाथ जोड़कर कद्दता है--महँा- 
राज, मेने तो अपने जान सत्र धर्म ही किया कोई पाप नहीं किया, जो मांस खाया वह 
देवता गितर को चढ़ाकर खाया और देखिए मदाभारत' म॑ लिखा है कि ब्राह्मणों ने भूल 
के मारे गोब्ध करके खा लिया पर श्राद्ध कर लिया था, इससे कुछ नहीं हुआ... 
अंग्रेजों के राज्य में इतनी गोहिंसा होती है, सब हिन्दू दीफ़ खाते हैं उन्हें आप नहीं 
देते और द्वाय, हमसे धामिक की यह दशा, छुद्दाई वेदों की, हुदाई धर्मश;ख की, दुद्ाई 
व्यासजी की, हाथ रे मैं इनके मरोसे मारा गया” तब उसे फोड़े लगते हैं और वह 
गंध्रतामित्र! नामक नरक में डाला जाता है । शैत और वैष्णव अपनी अक्ृत्रिम भक्ति' 
से कैलाश श्र बैकुंठ का वास पाते है और ईश्वर से सामीम्य मुक्ति! प्रास करते हैं । 
शैव और वैष्णव अंत में भसतवाक्य! में स्वार्थभय धर्म के दूर होने की मंगल-कामना 
कग्ते हैं। इस मरतवाक्य! में भारतेन्दु का कंठलर गूज रहा है 
निज स्वार्थ को घरम दूर या जग सों होई | 
ईडबर पद में भक्ति करें छल बिनु सब कोई ॥ 
खल के विप वेनन सों मत सजन दुख पायें | 
छुटे राज-कर मेघ समय पे जल वरसातें | 
इसके अतिरिक्त श्रीदरिश्चन्द्रकला' के चतुर्थ भाग" ( 'भक्तसर्वस्व! ) में जितने 
थ संग्रद्दीत हैं? | उन सभों से भारतेन्दु के धामिक आदश्शों का परिचय प्राप्त होता है । 
वे श्रीवल्लभीय सम्प्रतवय के थे। उन्हीं के शब्दों में “हम तो मोल लियेया घर 


3. रामग्ह्ादुर रामरणविजयसिंह द्वारा संग्रहीत, खड़गविल्लास प्रेस बॉकीपुर 
में म्रफाशित, सन्‌ १६२८ ( संत १६८४ ) 


*» ये मंध इस प्रकार ई--भक्त सर्वस्व, बेप्णब सर्वस्थ, च्चभीय स्स्च, युगल 
८ 


जि 


ली 
हि गा 


भारतेन्दु के साहित्यिक आदर्श 


के। दास दास श्री बल्‍लभकुल के चाकर राधावर के” और हम तो श्री वक्षम को 
| जानें। सेवत वल्लम पद पंकज को वल्लम ही को ध्यावें ।. ..हरीचंद वल्लमपद बल 
सों इन्द्रहु को नहिं माने” | वे श्रीकृष्ण के उपासक थे । 'श्रीहरिश्चन्द्र कला? के पांचवे 
भाग काव्यामृत प्रवाह” में भक्ति और धार्मिक आद्शों का बड़ा सजीब और प्रेममय 
चित्रण है। अपने प्रेम के आदर्श को स्पष्ट करते हुए. वे 'तदीयसर्व॑स्थ' की भूमिका 
में कहते ह---हमारा धर्म ऐसा निर्वल और पतला हो गया है कि केबल स्पर्श से 
था एक छुल्लू पानी से मर जाता है। कच्चे गले सड़े सूत व चिउंटी की दशा हमारे 
,धर्म की हो गई है। हाय !!! 
इसमें मुक्ककंठ से कहा गया है कि केवल प्रेम परमेश्वर का दिव्य मार्ग है। 
निश्चय रक्खै कि परमेश्वर को पाने का पथ केबल प्रेम है। ओर बाते चाहे धर्म की 
हों या लोक की, दोनों बेड़ी दी हैँं। बिना शुद्ध प्रेम न लोक है, न परलोक | जिस 
संसार में परमेश्वर ने उत्तन्न किया है, जिस जाति वा कृटठ्ठम्ब्र से तुम्हारा सम्बन्ध है ओर 
जिस देश में तुम हो उससे सहज सरल प्रेम करो ओर अपसे- परम पिता परम गुरु 
एरस्मपूज्य परमात्मा प्रियतम को केवल प्रेम से हूं ढो । बस, ओर कोई साधन नहीं है ।” 
राजनीतिक क्रान्ति उन्होंने अपने देश-प्रे म का ज्वलन्त उदाहरण देकर साहित्य-प्रे म 
के साथ ही प्रदर्शित की | अपने देश-प्रेम का पर्चिय उन्होंने 'भारत दुर्दशा' लिख कर 
दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने अन्य ग्रथों में मी अपने देश-प्रेम की कलक 
इंगित कर दी है। सत्य हरिश्वन्द्र' नाटक में उनकी राष्ट्रीय भावना इतनी स्वतंत्र हो 
गई है कि वे अपने को रोक भी नहीं सके और नाटक के अंत में भरतवाक्य के रूप में 
उन्होंने राजा हरिश्चन्द्र के मुख से यह कहला दिया : 
खल जनन सों सजन दुसी-मत होंहि हरिपद रति रहे । 
उपधर्म छुटें सत्व निज. भारत यहे कर दुख बहे ॥ 
भारतेन्दु नाटकावली', एछ्ठ ४६० 
“यहाँ सत्व निज मारत गहे! में पराधीन भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने फी ओर 





सर्वेस्त, तदीय सर्वेस्प, भक्ति सूत्र चेजयन्ती, सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा, उत्तरार्थ भक्तमाल, 
उत्सवावली, वेप्णबता और भारतवर्ष, 'म्टादश पुराणोपक्रमणिका, वैशाल सहास्स्य 
कातिक कमेविधि, कातिक नेसित्तिक. कृत्य, कातिक स्नान, सागेशीपे महिमा, साथ 
स्नानविधि, पुरुषोत्तम मास विधान, पुरुषोत्तम पंचक, गीतगोविन्शानन्द, ,कुरानशरीफ 
तथा इैशू खीष्ट ओर इेश कृष्ण, त्तदकीकातपुरी की तहक्रीकात | ४ 


३े€ 


'बिचीर-दर्शन 


संकेत है | इसका कारण शायद यह हो कि यह समय सन्‌ १८४७ के विद्रोह के त्रोद 
का था और जनता के हृदय में इस समय राज्य के प्रति असंतोष आ गया था। इस 
प्रकार भारतेन्द अपने समय में भी मारते की स्वाधीनता का स्वप्न देख रहे थे । मारत 
“शा” नाट्य रासक' में आधुनिक परित्थितियों का चित्रण किया गया है। भारत 
की प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति के करुणापूर्ण वर्शन के साथ आधुनिक कुरीतियां का 
बहुत सजीब चित्रण किया गया हैं। भारतवासियों की अकर्मश्यता का भी बहुत विनोद- 
पृर्ण वर्णन है। अन्त में भारत-भाग्य का लम्बे स्वगत-कथनों में मारत की छुदशा पर 
श्राँस बह्यते हुए आत्मब्रात करना पाठकों के हृदय में करण भावना को स॒ष्टि करता है । 
इसमें भारतेन्द का देश-प्रेम प्रत्येक पंक्ति से लक्षित होता है । ऐसा ज्ञात होता है कि 
नाय्ककार के हृदय में देश भें प्रचलित कुरीतियों ओर देश को नष्ट करनेवाले दोपों के 
प्रति आंतरिक क्ञोम है और वह भारत के उद्घार के लिए कोई मार्ग नहीं देख रहा है । 
तभी ते भारत-भाग्य से आत्मघात कतकर वह दर्शकों ओर पाठकों को भारत की 
वर्तमान बसलु-स्थिति से पूर्ण परिचित करा देता है। इस निराशापूर्ण अ्रन्त से यद्यपि 
नाट्ककार कोई उज्म्बल भविष्य की कल्पना नहीं करता तथाषि वह अपने पाठकों के 
हृदय में देश की दशा पर आस बहाकर उसके प्रति प्रेम अवश्य जगा देता है। इस 
प्रकार दुश्वान्त नाटक ही में नाइक्रकार अनने उद्द श्य की चरम सफलता पाने का प्रयत्न 
करता है | 
यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि भारतेन्दु के समय में देश की अवस्था 
परिवर्तनकाल में थी । इस समयाशजनीति के क्षेत्र में अनेक विप्लब हो गए थे और 
शासन और सम्बता का दूसरा ही दृष्टिकोण हो गया था। पराश्चात्य शिक्षा का प्रभाव 
देश में व्यायक रूप से हो गया था और जनसमुदाय की दृष्टि देश के संगठित स्वरूप 
की और जाने लगी थी । यद्दी कारण था कि भारतेन्दु ने जनता की भावना का 
प्रतिनिधित्व अपने नाउकों में बड़ी सफलता के साथ किया | एक बात अवश्य हमारे 
सामने थाती £। यद्ञपि मारतेन्दु ने कहीं-कहीं ग्रवसर पाकर जनता की स्वतन्त्र होने 
बाली इस प्रदि का प्रकाशन कर दिया है तथापि थे सभी स्थानों पर ऐसा नहीं कर 


4. शक प्रकार का उपसख्यक दृश्य काव्य । इसमें केवल एक ही अंक होता है । 
मायर उद्ात, नायिका घासक्सजा, उपनाथक पीठमद होते हैं । इसमें प्त्यक प्रकार 
: गान आर सूत्य होते है । 


शब्दसागर, प्रश्ध १७६ £ 


्ष 
न 


हक रु ह्त्ि हः 
आरतेन्दु के साहित्यिक आदश 


सके । इसका कारण सम्भवत राज्य-भय हो, क्योकि भारतेन्दु ने अपने स्वतन्त्र विचार 
की घोषणा करते हुए. भी अपने नाटकों के श्रनेक स्थलों पर अपनी राज-भक्ति प्रदर्शित 
की है, यद्यपि उस राज-भक्तति के अन्तराल में देश-भमक्ति की अजख धारा प्रवाहित 
है। उदाहरणार्थ : . 
(अर) भारत--( डरता ओर कॉपता हुआ रोकर ). . -हाय, परमेश्वर ब्रेकुरठ 
में ओर राज्ययाजेश्वरी सात समुद्र पार, अत्र मेरी कौन दशा होगी ?'* 
(आग) भारत भाग्य--अन्च सोने का समय नहीं है | अँगरेज़ों का राज्य पाकर 
भी न जगे तो कत्न जागोगे ?*९ 
(इ) भारत भाग्य--हा, भारत, तेरी क्‍या दशा हो गई ? है करुणासागर 
भगवान, इधर भी दृष्टि कर | है भगवती राजराजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो ।* 
(३) भंडाचार्य--हरिपिद में रति होश न दुख कोऊ कहूँ व्यापे । 
अँगरेजन को राज इंस इत थिर कारि थापे ॥९ 
__ इन उद्धरणों को देखकर हम कद सकते हैं कि भारतेन्दु के हृढय में देश-भक्ति 
आर राज-भक्ति का अन्तद्व नद्र अवश्य था | अवसर पाकर करुण परिस्थितियों के चित्रण 
में देश-भक्ति स्पष्ट रूप से स्वतन्त्रता की ओर संकेत करती है। 'नीलदेवी' के सातवें 
अंक में भारतेन्दु भारत के अन्धकारपूर्ण भाग्य का वर्णन करते हुए कहते हैं: 
स्वाधीनपनो बल घीरज सबहि नसेहे । 
मंगलमय भारत भुत्र मसान हे जेहे ॥* 
अपने नाठकों में भारतेन्दु ने पश्चिमी सभ्यता का वर्णन अवश्य किया है, पर उन्होंने यह 
चतलाया है कि भारत की संस्कृति द्वी मारत के लिए श्रेयस्कर है; 
जहँँ भीम करन अजुन की छुटा दिखाती । 
तहँ रही मृढ़ता कलह अविदा राती ॥ 
आल भर #र् 
7५ हर हर 


१. भारत दुदृंशा, भारतेन्दु नाटकाचली, पूछ ६०० 
२. वही, एष्ट ६३९ 
३. वही, एष्ट ६३६ 
४. विपस्थ विपसोपषधम्‌, भारतेन्डु नाटकावली, पृष्ठ £&३ 
६. नीलदेवी, भारतेन्दु नाटकावली, पृष्ट ६६१ 
४१ हर 


विचार-दर्शन 


अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी । 
पं धन विदेश चलि जात इह्टे अति ख़्वारी ॥* 
इस प्रकार हम भारतेन्दु के हृदय में भारत के एक संगठित रुप की चित्र- 
रेखा पाते है । उनकी राष्ट्रीयता बहुत ही परिप्कृत है । उनके सामने भारत के 
अधिकारों का प्रश्न है। वे राज-कर के भी विरुद्ध हैं। इसीलिये तो वे 'वदिकी हिंसा 
हिसा न भवति! के 'भरतवाक्य' में लिखते हैं : 
खल के विप वेनन सों मत सज्जन दुख पा<वें | 
छूटे राज-कर सेव समय पर जल वरसावें ॥* 
उनके सामने राष्ट्र की एकेरूपता का चित्र हैं पर थे किन्हीं परिस्थितियों के कारण 
उसे स्पष्ट रूप से सामने नहीं रख सकते । उनके छृदय में देश के सत्व! के प्राप्त 
करने की आकांक्षा है ओर वे उस आकांच्षा को हिन्दी पाठकों के सामने यथावसर रख 
भी देते हैं । 
उन्होंने जो साहित्यिक क्रान्ति की है उससे तो इतिहास की रूपरेखा ही निर्मित 
है आर उसका वर्णन संक्षेत्र में पहले ही हो चुका है। भापा का आदर्श क्‍या होना 
चाहिये यद्द उन्होंने अपनी पुस्तक “हिन्दी भाषा?) में स्पष्ट किया है। भारतेन्दुजी ने 
“भाषाओं के तीन विभाग”? माने हँ। घर मे बोलने की भाषा, कविता की भाषा 
आर लिखने की भाषा? | घर में बोलने की भाषा को उन्होंने कोई विशेष महत्व नहीं 
दिया | कविता की भाषा के सम्बन्ध भें वे लिखते हैं : रे 
“पश्चिमोत्तर देश के कविता की भाषा वब्रजभापा है यह निर्णीत हो छुकी है 
आर प्राचीन काल से लोग इसी भाषा में कविता करते आते हैँ, परंत यह कह सकते 
हैं कि यह नियम अकब्रर के समय के पूर्व नहीं था क्योंकि, मुहम्मद मलिक जायसी और 
चन्द की कविता विलक्षण दी हैं ओर वैसे ही ठुलसीदास जी ने भी श्रजभापा का नियम 
भंग कर दिया। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कबिता 
बनाऊँ पर बह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजमापा 
« भारत दुदेशा, भारतेन्दु चाटकावली, प्रष्ठ ६६३ 
- बैद्िकी हिंसा हिंसा न भवति, भारतेन्दु नाटकावली, प्रष्ट ३६३ 
२. हिन्द्री भापा--भारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र लिखित | स०.. कु० 
याड़ रामदीनसिद द्वारा प्रकाशित । खटगविलास प्रेस, बाँकीपुर सन्‌ ५८६० । 
४, हिन्द्री भाषा, प्रष्ट ५ 


"0 ० 


द्रर 


भारतेन्दु के साहित्यिक आब्श 


ही में कविता करना उत्तम होता दे और इसी से सत्र कविता ब्जमापा में ही उत्तम 
होती है दि है 
हे भारतेन्दु ने वुन्देलगबंड की बोली, नागभाषा, पञ्ञात्री भापा, नई पन्ञात्री, 
माड़वारी, उदू' मिली प्राचीन कविता, तुलसीदास जी की कविता, वैसवारे की कविता, 
- बंगभाषा की कविता ओर मैथिली की कविता के उदाहरण देकर यह मिद्ध किया है 

कि कविता के लिए सत्रसे उपयुक्त भाषा ब्रजमापा ही है। वे नई भाषा की कविता का 
उदाहरण देते हुए. लिखते हैं : 

“भजन करों श्रीकृष्ण का मिल करके सब लोग | * 

तिद्ध होयया- काम ओ छूटेगा सब सोग ॥ 

*  अझ्त्र देखिए बद कैसी मोंड़ी कविता है मेंने इसका कारण सोचा कि ग्वडी 
बोली में कविता मीठी क्यों नहीं बनती तो मुझको सबसे बश्य थह कारण जान पढ़ा कि 
इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दी मात्रा होती है इससे कविता अच्छी नहीं बनती । 
आप लोगों को ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाबगा कि कविता की भाषा निस्संदेद 
ब्रजभाषा दी है ओर दूसरे भाषाश्रों की कविता इतना चित्त को नहीं पकड़तीर |” 

इस प्रकार भारतेन्दु ने कबिता की भाषा ब्रजभाषा दी मानी है। अ्रव्म॒ गद्य की 
भाषा पर विचार करना उचित है । वे गद्य की भापा जिसे लिखने की भाषा” का 
नाम दिया गया है, इस प्रकार स्पष्ट करते हैं : 

“भाषा का तीसरा अंग लिखने की भाषा है ओर इसमें बड़ा भगड़ा है कोई 
कहते हैं कि उदू' शब्द मिलने चाहिए, कोई कद्दता है संस्कृत शब्द होने चाहिए. और 
झअपनी अपनी रुचि के अनुसार सब लिखते हैं ओर इसके हेतु कोई भाषा कभी निश्चित 

, नहीं हो सकती | हम सब्र मापाओं का नीचे उदाहरण लिखते हैँ ' |”? 

भारतेन्दु ने उदाहरण देने के लिए निम्न प्रकार की भाषाएँ चुनी हैं : 

१--जिसमें संस्कृत के बहुत शब्द हैं । 

२--जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं । 

३--जो शुद्ध हिन्दी है । .' के 

४--जिसमें किसी भाषा के शब्द मिलने का नेम नहीं है | 


१, हिन्दी भाषा, पृष्ठ २ 
२. वही, पृष्ठ ११ 
३. बही, पृष्ठ १२ 


विचार-दर्शन 


पू--जिसमे फ़ारसी शब्द विशेष हैं । 

६---जिसमे अंगरेजी शब्द हिन्दी हो के मिल गए हैं । 
७--जिसमें पुरक्षियों की बोली वा काशी की देश-माषा है । 
८--जो काशी के अध शिक्षित बोलते हैं | 

६--दक्षिस के लोगों की हिन्दी । 

१०-- बंगालियों की हिन्दी | 

११---अँगरेजों की हिन्दी | 

१२--रेलवे की हिन्दी | 

इन भापाश्रों के उदाहरण देकर भारतेन्दु लिखते हैं : 

“हम इस स्थान पर बाद नहीं किया चाहते कि कौन भाषा उत्तम है ओर बही 
लिखनी चाहिए पर हाँ मुझसे कोई अनुमति पूछे तो मैं यद्द कहूँगा कि नंबर ९ और र 
लिखने के योग्य हैं ।* 

भारतेन्दुजी द्वारा दिए हुए, नं० २ ओर नं० ३ के उद्धरण इस प्रकार हैं : 

नं० २--जमिसमे संरक्ृृत के शब्द थोड़े हैं । 

सत्र विदेशी लोग घर फिर आए, और व्यापारियों ने नोंका लादना छोड़ 
दिया, पुल दृट गए, बच खुल गए,, पंक से प्ृथ्ची सर गई, पहाड़ी नदियों ने श्रपने बल 
दिखाए, बहुत बच्चे समेत फूल तोड़ गिराए, सर्य ब्रिलों से बादर निकले, महानदियों ने 
मर्यादा भंग कर दी ओर स्वतंत्रता म्रियों की माँति उमड़ चली। 

नं० ३--जो शुद्ध हिन्दी है | 

पर मेरे प्रीतम अत्र तक श्र न आए क्या उस देश में बरसात नहीं द्वोती या 
किसी सीत के फरन्‍्द में पड़ गए कि इधर की सुध ही भूल गए। कहों तो वह प्यार की 
बाते कहाँ एक संग ऐसा भूल जाना कि चिट्टी भी न मिजवाना । द्वा, में कहाँ जाऊँ, 
कैसे कहूँ, मेरी तो ऐसी कोई मुँह बोली सहेली भी नहीं कि उससे हुखढ़ा रो सुनाऊँ, 
कुछ इधर-डथर की बातां दी से जी बदलाऊँ |? 

भारतेन्ु ने अधिकतर गद्य में नं० १ बाली भाषा का ही प्रयोग किया है | 
निसखावली नाडिका' में दस प्रकार के उदाहर्ग भरे पड़े हैं। भाषा का यही रूप इंशा 
ने डिठ हिंदी का हे जिसमें किसी बोली का पृ! नहीं है| आिहर की बोली और 

3 दिन्दी भाषा, चूष्ट १६ 
+. यही, पृष्ट १२ 


भारलेन्दु के साहित्यिक आदश 


गँवारू कुछ उसके बीन में न हो, भले लोग अच्छों से अच्छा जैसा बोलते ई डील 
बद्दी रहे छाँद किसी को न दे ।” 
इस प्रकार भारतेरु ने दिन्दी भाषा का यह रूस निर्धारित किया । इसी मापा में 


७... अप 


उन्होंने शैलियों की विभिन्नना से लगभग १७५ पुस्तकों की रचना की । 


परिशिष्ट 

भारतेन्दु ने गद्य का उदाहरण देने के लिए जितने प्रकार की भाषाएँ चुनी हैं 
उनमें से उनके आदशों के अनुसार दो प्रकार की भाषा-रीलियों के उदाहरण (नं० २ 
और नं० ३) लिखे जा चुके हैं| शेप नमूने उन्होंने इस प्रकार दिये हैं : 

- नं० १ जिसमें संस्कृत के बहुत शब्द हैं | 

अ्रद्गा, गद कैसी अपूर्व्य और विचित्र वर्षा ऋतु साम्प्रत प्राप्त हुई है अनवर्स 
आकाश मेब्राच्छन्न रदता है ओर चत्दिक कृकूफदिका पात से नेत्र की गति स्तम्मित 
दो गई है प्रतिन्षण अ्रश्व में चंचला पुंश्रली हरी की भाँति नर्तन करती है ओर वैसे दी 
बकावली उठडीयमाना दोकर इतस्ततः भ्रमण कर रही है मयूरादि अनेक पक्षिगण 
प्रफुल्लित चित्त से रत कर रे हैं शरीर वैसे ही ददु रगण भी पंकामिपेक करके कुकवियों 
के भाँति कणवेधक दक्काभकार सा मयानक शब्द करते हैं । 

नं० ४ जिसमें किसी भापा के शब्द मिलने का नेम नहीं हे । 

ऐसी तो श्रँघेरी गत उसमें श्रफेली रदना फोई दाल पूछने वाला भी पास नहीं 
रह-रहकर जी पबड़ाता है कोई खबर लेने भी नहीं श्राता ओर न कोई इस विपत्ति में 
सहाय होकर जान त्रचाता | 

नं० ५ जिसमें फ्रारसी शब्द विशेष हैं.। 

ख़ुदा इस आफ़त से जी अचाय प्यारे का मुंह जल्द दिखाए कि जान में आन 
आए, | फिर वही ऐश की घड़ियाँ आएं शबोरोज़ दिलवर की सुदचत रहे रंजोगम दूर 
हो दिल मसरूर दो | 

नं6 ६ जिसमें अँग्र जी शब्द हिन्दी हो के मिल गए हे. | 
कलकचे की शोभा 
यहां होसों में दज़ारों बक्स माल खखे दें कंपनियों के सैकड़ों बैग इधर से उघर 
कुली लोग लिये फिरते हैँ लालरैन में गिलास चारों तरफ बल: रहे हैँ सड़क की लैन 
सीधी और चौड़ी है पालकी गाड़ी बग्गी चिरिट किटिन दौड़ रही हैं रेलवे के स्टेशनों 
४५. 


विचार-दशन ; 


पर टिकट बट रहा है कोई परस्य क्लास में जेठता है कोई सेकेंड में कोई थद्ट में जैठता 
हे ट्रेन को इक्ञिन इवर से उधर खींच कर ले जाती है बड़े से छोटे तक उद्ददेदार जज्ञ 
मरजित्टर कलक्टर पोस्टमास्टर डिप्टी साइव स्टेशनमास्टर करनैल जरनैल क्रमानियर 
किगनी ओर कांसटेबल वगैरद चारों ओर घृम रहे हैं कोई कोट पदिने है कोई बूट पहिने 
है कोई पाकेट में लोट भरे है लाट साहिब्र भी इधर उधर थअआते जाते हैं डॉक दोड़ती 
है ब्रोट तिग्ते हैं पादरी लोग गिरजों में क्रिस्तानों को ग्रेत्रिल सुनाते हैं पंथ में पानी 
दोड़ता है कप में लंय रोशन हो रही है । 
नं० ७ जिसमें पुरवियों की बोली या काशी की देश भाषा है । 

के साहेच्र आप कब्चों कलकत्ता गये हो की नाहों ? जो न गये हो तो एक बेर 
हमरे कहे से आप ऊ शहर के जरूर देखो देखही के लाबक है। आप से हम ओ की 
तारीफ़ का करी अपने आँखों से देखे प्रिना ओ का मजे नहीं मिलता आप तो बहन 
परदेश भाथी एक बेर ओहरो भरूक पड़ी । 

नं० ८ जो काशी के अ्द्ध शिक्षित बोलते हैं | 

महराज में सच कहता हों कलकत्ता देखने ही के योग्य है आप देखियेगा 
ते खुस दो जाइयेगा हम एक दफे गए, रहे सो ऐसा जी प्रसन्न हो गया कि क्‍या 
ंछुना दे । 

नं० 6 दक्षिण के लोगों की हिन्दी । 

सो तो ठीक ही है कलकत्ते तो आप क॑ एक बेर अवश्य जाना हमारे क॑ तो 

ऐमा जान पड़ता है कि जावत्‌ एथ्वीतल में दूसरा ऐसा कोई नगर ही नहीं है । 
नं० १० बंगालियों की हिन्दी | 

सच हूं इधर गधा बाजार का बढ़ा बश् दोकान है उधर मछुझा बाजार में 
अडुत अच्छा अच्छा समान है कहीं गाड़ी खड़ा हैं कहीं केली फला है कहीं गोरा 
के। समाज की समान आती है कहीं अमाग देश का बंगाली बाबू लोगों का पलयन 
जाती दे कोम्यानी लोग' दीवालिया द्ोया जाता है कहीं मारवाड़ी माल लेकर घर 
पगता दे । 

नं १९ अंगरेज़ों की हिन्दी । 
बराक इसमे कुछ;शक नहीं केलकशा देखने का जगह है हम वहाँ अकसर 
- छक्क बर जाने मांगी बहोँ जाकर थीड़ा सबुर करो देखो बहत लोग जाता तो 
में पड़ा पढ़ा कया सड़ता जाओ जाओ हमाग कहने से जाओ ! 


5 
प्र 
प्रद 


* 8-4 


त््पा 


भारतन्दु क साहित्यिक आदश 


नं० १२ रेलवे की भाषा 
इष्ट इन्डियन रेलवे 
इस्तहार । 
बाशिन्दा मौजे दोमिंगा जिला दुमका क्रौम डोम मोसम्मी मोहन तारी पेसर 
मैरब तारी उमर ४५ बरस क़रीत्र इप्टेशन साहबगल् ट्रेन को रेल से गिरा देने के 
मतलब से रेल रास्ता का २२३ मील के उपर कोई श्रटकाव रखा था इस जुर्म के 
सबब गुजस्ता बतारीख १३ जुन को साहब शेशीयन जज बहादुर भागलपुर ने उसको 
दस बरस सत्त क़ैद की सजा का हुकुम फरमाया | 
ऊपर के लिखे हुए. तारीख में ब्राशिन्दा मौजे दोमिंगा जिला दुमका काम 
सोवताल मोसम्मी बोयला पेसर पीरनी उमर ३० बरस मोहन तारी का साथी होकर 
रेल रास्ता का उसी मक़ाम पर एक ही वक्त से उसी तरह का अटकाव रखने के जुरम 
में सख्त मिहनत से सात बरस क़ैद की सजा हुकुम हुया। 


ट्राफिक मनेजार का आफिस एज. सेण्ट- एल. कार्टर 
जमालपुर १२ जुलाई १८८४ ई० ट्राफिक मनेजार | 


विचार-दर्शन हि 


७ | 


पर टिकट बेंट रहा है कोई फर क्लास में जैठता है कोई सेकेंड में कोई शर्ट में बेठता 
मेन को इसिन इथर से उचर खींच कर ले जाती है बड़े से छोटे तक उद्ददेदार जज 
मिस्टर कलक्टर पोस्व्मास्थर डिप्टी सादव स्टेशनमास्टर करनैल जरमैल कमानियर 
किगनी और कॉंसटेवल वगैरह चारों ओर धरम रहे हैं कोई कोट पहिने है कोई बूट पदिने 
है कोई पाकेट में लोट भरे है लाई साहिच भी इधर उधर आते जाते हैं डॉक टॉंड़ती 
है बोट निस्ते हैं पाठरी लोग गिरजों में क्रिस्तानों को तैत्रिल सुनाते हूँ पंथ में पानी 
दाड़ता ४ कप में लेप रोशन दो रही है। 
नं ७ जिसमें पुरवियों की बोली या काशी की देश भाषा है । 
के साहेव आप कब्चों कलकत्ता गये हो की नाहीं ? जो न गये हो तो एक बेर 
हमरे कहे से शाप ऊ शहर के जरूर देखो देखही के लावक है। आप से हम ओ की 
तारीफ़ का करी अपने आँखों से देखे ज्रिना ओ का मजे नहीं मिलता थआ्आप तो बहुत 
परदेश जाथी एक बेर ओहरो कुक पड़ी । | 
नं० ८ जो काशी के अछू शिक्षित बोलते हैं । 
मदहगज में सच कहता हों कलकत्ता देखने ही के योग्य है आप देखियेगा 


ते खुम हो जाइयेगा इस एक दफे गए, रहे सो ऐसा जी प्रसन्न हो गया कि क्‍या 
पंछुना है । 


४0४* 


) 


नं० 6 दक्तिण के लोगों की हिन्दी | 
सो तो टीफ ही है कलकरत्ते तो आप के एक बेर अवश्य जाना हमारे कूं तो 
ऐमा जान पढ़ता दे कि जावत प्रथ्यीतल में दूसरा ऐसा कोई नगर दी नहीं है । 
नं० ९० बंगालियों की हिन्दी । 
सच ई दसर गधा बाजार का बढ़ा बडा दोकान है उधर मछझथा बाजार में 
बहन अच्छा अच्छा समान है कहीं गाही खड़ा दे कहीं केली फला * है कहीं गोरा 
४ समाज को सम्राज झाती ह कहीं अमाग देश का बंगाली बाबू लोगों का पलटन 


डाली हे काम्यानी लोग, दीवालिया द्ोगा जाता है कहीं मारवाड़ी माल लेकर घर 
पगसा है । ' 
नं> १९ अंगरणों की हिन्दी | 
भेसक दसमें कुछ;शक नदी केलकण देखने का जगद है. इम वहाँ अ्रकसर 
गत आर एक बेर जाने मांगी यों जाकर थोड़ा मत्नुर करो देखो तद्ठत लोग जाता तो 
झाप अर में पद सड़ा वर्बी सड़ता जाझ्मो जाओ दमाग कहने से जाओ! । 


भारतन्दु के साहित्यिक आदश 


नं: १० रलचे की भाषा 
इध्ट इन्डियन रेलवें 

टस्तदार । 

ब्राशिन्दा मौजे दोमिंगा जिला हुमका कम डोम मोसम्मी मोहन तारी पेसर 
मैरव तारी उमर ४५ बरस फ़रीब इष्टेशन साहबरगठ़ ्रंन को रेल से गिरा देने के 
मतलब से रेल रास्ता फा २९४ मील के उपर कोई शटकाब रखा था इस जुर्म के 
सबग्र गुजत्ता बतारीख १६१ छुन को साहब शेशीयन जज बद्घादुर भागलपुर ने उसकी 
दस बस्स सरतत फ़ैद थी सजा का हुकुम फरस्माया । 

ऊपर के लिखे हुए. तारीख भें आशिन्दा माजे दोधिंगा शिला हुमका काम 
सॉवताल मोसम्मी बोयला पेसर पीरनी उमर ३० बरस मोहन तारी का साथी हीकर 
रेल ताला का उसी मक़ाम पर एक ही वक्त भें उसी तरः का अदकाव रखने के जुर्म 
में सझ्त मिहनन से सात बरस कद की सज्य हुझुम हुमा । 


ट्राफिक मनेजार का श्राफिस... | एज़, सेग्ट 


न एल, कार 
जमालपुर १३ जुलाई १८८४ है ) ट्राफिक मनेजार | 


जता >]+ बज ओओ जज के अनजननीररनिनननीन्‍नीननननर नमन 


राजा भोज ओर अंगरेज़ बहादुर 
शिक्षा के प्रचार में कोन श्रंष्ठ है ? 


४ मई, सन्‌ १८०० ३० में फ़ोर्ट विलियम कालेज की स्थापना कलकत्ते में 
| इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ईस्ट इस्डिया कम्पनी के कर्मचारी जो छोटी 
[ में दही इस देश में चले आते थे, न तो यहाँ की भाषा से परिचित रहते थे ओर 
हाँ के ब्रोद्धोक ओर सामाजिक व्यवहारों को समझ सकते थे। अ्रतः कम्पनी के , 
चारियों के लिए. आवश्यक समझा गया कि वे शासितों को सप्ककर उन पर 
कार आर नियन्त्रण रखने की शक्ति अर्जित करें। इसलिए यहाँ को भापा में गति 
' करने के लिए फ़ोट विलियम कालेज में फ़ारसी ओर हिन्दुस्तानी विभाग खोला 
' जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध चिकित्सक जान गिलक्राइस्ट रखे गए । कम्पनी के संरक्षण 
चकित्सक होने के नाते जान गिलक्राइस्ट को यों तो डाक्टर होना चाहिए. था किंतु 
लिए, कि दिन्दुस्तानी भापा-माषी स्थानों में रहफर उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा की 
कारी प्राप्त को थी, वे हिन्दुस्तानी विभाग की अध्यक्षता के योग्य समझे गए। 
न आर फ़ारसी लिपि में विश्वास रखने वाले, अरबी ओर फ़ारसी से आक्रान्त खड़ी 
ग की ही ( जिसे थे हिन्दुस्तानी कहते हैं ) देश की शिष्ट भाषा समभने वाले एवं 
पन के तत्सम एज तदभव शब्दों से मिश्रित खड़ी चोली को ( जिसे वे हिन्दवी . कहते 
) गवाँल समभने वाले जान गिलक्राइस्ट ने वास्तव में हिन्दुस्तानी नाम से उदू का 
एर किया । हिन्दी गद्य तो अपनी स्वाभाविक सुत्ोचता और संस्कृत के तत्सम ओर 
मापा में आ्राए. हुए तदभव शब्दों की मघुस्ता से आगे बढ़ा है । लल्लूलाल का 
प्रसागर! ओर सदलमिश्र का नासिकेतोपाख्यान ये दोनों अथ केवल इसलिए फ़ोर्ट 
नयम कालेज द्वारा पाठ्यग्र थ मान लिए गए. कि उनसे शिष्ट भाषा हिन्दुस्तानी को 
प्राम हों सकता था और उनसे शासितों की मनोवृत्ति ओर धार्मिक विश्वासों की 
की जानकारी ही सकती थी यो सदलमिश्र का नासिकेतोपाख्यान! फ़ोर्ट विल्ियम 
कै के दाग अधिक सम्मान की दृष्ठि से कभी देखा भी न गया। परिणामस्वरूप 
दी गद्य की सभी मान्यनाओं को फ़ोई विलियम कालेज ने सहानुभूति की दृष्टि से नहीं 
गर उसने झारसी लियि के प्रचार और फ़रास्सी अरबी मय खड़ी बोली के निर्माण 
ही आ्रपनी नीनि का स्तम्भ समझा | सन १८२४ में पास्यक्रम में दिन्दी को अलग 


५ 


राजा भोज और अंगरेज च्हादुर 


स्थान अवश्य दिया गया लेकिन हिन्दी-गद्म-निर्माण की ओर उदासीनता दी रही ॥*इस*+ 
प्रकार फ़ोर्ट विलियम कालेज के द्वारा हिन्दी गद्य का हित होने के स्थान पर हानि ही हुई, 
इसे निविवाद समझ लेना चाहिए । 
फ़ोट विलियम कालेज ने विद्यार्थियों के लिए पाण्य पुस्तकें लिख्लाने की एक 
परंपरा अवश्य चलाई। आगे चलकर शिक्षा-प्रचार की योजना में सन्‌ १८१७ में 
कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी' और १८१३ में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी” तथा 
अन्य सोसाइटियाँ स्थापित हुई, जिनसे पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में विशेष सहायता 
मिली । इन पाख्य पुस्तकों में हिन्दी गद्य का रूप किसी अंश में अवश्य उपध्थित किया 
गया किन्तु लेखकों की मनोइत्ति सरकारी संरक्षण प्राप्त करने की अमिलापा से दूपित 
हो चली । इन लेखकों में अपने' देश, अपनी संस्क्राते ओर अपने आदशों के प्रति श्रद्धा 
नहीं रही ओर वे अपने बड़े से बढ़े प्राचीन पुरुषों के चरित्रों को उपेक्षा की दृष्टि से 
देखने लगे | इस मनोइत्ति का एक हास्यास्पद उदाहरण लीजिए | जुलाई सन्‌ १८७५ 
ई० में मुंशी नवलकिशोर के लखनऊ स्थित यंत्रालय से एक पुस्तक, भोज-प्रबंध-सार 
दूसरी बार छत्वी | इसके लेखक पंडित बंशीघर हैं । मुख्प्रष्ठ की भापा इस प्रकार है: 
मीज-प्रत्रंध-सार 
श्रीमत्‌ महाराजाघिराज पश्चिमदेशाधिकारी 
श्रीयुत्‌ नव्बाबर लेफ्टिनेस्ट गवर्नर बहादुर की 
. ग्ाज्ञानुतार 
श्रीयुत्‌ विज्ञतिविश श्री साहब डेरेक्टर आफ़ 
पब्लिक इन्स्ट्रकूशन के सरिश्तह में 
पंडित बंशीघर ने 
संस्कृत भोज प्रबंध और उसके 
अनुयायी ग्र थों से संग्रह करके बनाया ! 
यह पुस्तक का पहला भाग है। इसमें ८! प्रष्ठ हैं। कथा-भाग मंज के छुल 
से प्रारंभ होता है। अंत में उसका पश्चात्ताप ओर राजा भोज का राज्याभियेक, नीति 
का उपदेश, शिक्षा-प्रचार, राज्य की प्रत्रंथ-पठुता और सत्री-शिक्षा आदि बिपयों पर 
घटना-क्रम से प्रकाश डाला गया है। स्थान-स्थान पर नीति के श्लोक और उनके 
भाषार्थ हिन्दी गद्य में दिए. गए हैं । पुस्तक में राजा भोज और उनकी रानी लीलावती 
की विद्यानुरागिता लेखक ने अनेक स्थानों पर वर्णन की है | लेखक के ही शब्दों में 
ऐसे स्थल देखिए + - 


डश्ध 


विचार-दरशोन 


(१) राजा ने अधिकारियों को ये हुक्म दिए''' "मेरे नगर में जो जो मूर्ख 
हों वर्ष की अवधि में सत्॒काम छोड़ पढ़कर कुछ कविता करने के योग्य हो जावें नहीं 
तो बर्ष के बाद निकाले जावेंगे और उनके मकान विदेशी पंडितों को जो यहाँ अवेँगे 
दिए जावेंगे ।” (पृष्ठ रुप) 

(२) “राजा सवेरे ही उठकर शाला में जिसमें कि आप पढ़े थे गए.। देखते ही 
सत्र सहपाठी बहुत प्रसन्न हुए। इन्होंने भी समा का यथोचित सम्मान किया और 
बाचस्ति विद्यार्थी को जो सभों में मुख्य था उसे वहाँ की अध्यापकता का अधिकार 
देकर एक गाँव उसके भोजन-बस्र के लिए कर दिया ओर सदा दो सौ विद्यार्थी पढ़ने 
का हुक्म दिया। उन विद्यार्थियों के भोजन-वसत्र भी सरकार से ही कर दिए.। यह सुनकर 
गणि मिश्न ने राजा के पास आकर कहा महाराज ! धन्य हैं आपको गही पर बैठे हए 
आज पाचयाँ ही दिन हैं पर्ठ आपके प्रताप से सारे नगर में सिवाय पढ़ने के दूसरी 
बात की चचा नहीं |” ( पृष्ठ २६ ) 

(३) “बह सुन भोज ने कहा मेरी इच्छा ऐसी है कि मेरे नगर में कोई मूर्ख न 
रहे । सत्र पढ़े पावे ।” ( पृष्ठ २६ ) 

(४) “राजा सत्र अपने सहपाठियों से बोले कि मुझे सारे नगर में तथा और 
जगह भी विया का प्रचार करना है इससे तुम सब्र को अच्छे अच्छे अधिकार पर नियत 
कर दूँगा जीविका की कुछ शंका मत फरना ।” ( पृष्ठ ३० ) 

(५) “यह बात सुन॒राजा भोज ने मणि मिश्र से कहा कि तुम अपनी शाला 
में दा सा विद्यार्थी पढ़ाया करो । भोजन-बस्त्र के लिए. एक गाँव सरकार से पाश्रोगे 
झार सियालरगी ता मन द्ोतो नगर में सी लद़कियों के भी पढ़ाने के लिए एक 

गठशाला नियत की जाय कि उसमे पद्ाया करें । उसको मी एक गाँच मिलेगा तथा 
गएणे को और भी दो। शाला नगर में नियत होगी और शआ्राज ही उनमें पढ़ाने के 
लिए, प्रध्यायक्ष नियन हो जायेंगे। इस प्रकार चार शाला तो नगर के चारों कोने भें 
कार आपी शाला के पास लड़कियों की शाला नियत हो जावेगी | यह सुन विद्याधरी 
न ! स्वीहर कर लिया | गण ने मणि मिश्र की शाल्ता के पास पुत्री-शाला 
व कार अपने गहलों में आकर समान, पूजन, भोजन किया ।” (्रष्ठ ३१, ३२) 
(9 हज्सान हे खाफे से इस शी जे को सन (गजा) बहुत प्रसन्न दोकर मन 
न्प श्र ने यात तो मेरे नगर में इसी तस्ह काछी, कुस्मी, किसान सब 


लि ली हा हि आए: ऊझेडझाडझ। टड्' > हि कै 
हल ्ुवाददी बदुत प्रतन्ष हुटे। आदरनमत्तार करके 


अर 7 क 3७ 
५ 


राजा भोज ओर अंगरेज़ बहादुर 


वेद्याघरी को सिंहासन में चैठाया ओर कहने लगी कि तुम तिश्ा लक्ष्मी के पढ़ाने में 
मेरी सहायक हो तो में थोड़े ही दिनों में हर एक स्परी वो विद्या में निषपुण किया चाहती, 


हूँ।..... .दर एक स्री इस तरह पढ़ानी चाहिए; कि हर एक काम को जैसे मर्द करते 
हूँ वें भी धीरज से कर लिया करें आर घबरगया ने करें |” (प्र्ट ६०) 
(८) “विद्याभरी हरी भरी हो गई कहने लगी. ... . . इश्वर की कृपा से आज 


मेरी शाला भें दो सौ विद्यार्थी पढ़ते है | वहाँ राजा आप जाते परीक्षा लेते श्लोर यथा- 
बोग्य पारितोपिक देकर मान भी करते हैं ।” (प्रष्ठ ६०-६१) 

(६) “ईश्वर ने चाहा नो ऐसा प्रबन्ध करूँ कि थोड़ी ही अवधि में आपकी 
शाला वी लड़कियाँ लड़कों से भी विद्या में अधिक दो जायें ओर इस नगर की घर-घर 
की लड़कियाँ आप ही आप नुम्हारी शाला में आकर पढ़ें। इस बात को सुनकर 
विद्याघरी बहुत आनन्दित हुई और मदनमालिनी दासी को अपनी चेलियों से संस्कृत 
में आते करती हुई देखकर सनी से पूछने लगी कि आपकी दासी ने कौन-कौन विद्या पढ़ी 
है? रानी ने कहा कि व्याकरण, न्याय, साहित्य इन विद्याश्ं मं तो इसका श्रच्छा 
प्रवेश है पर और भी विद्याओं को थोड़ी जानती है। बह कल वा परसों तुम्दारी शाला 
में लड़कियों का पढ़ना देखने ग्रावेगी और श्राज के श्राठतं दिन में भी आकर परीक्षा 
लूंगी ।” (पृष्ठ ६१) 

(१०) “इसके अनन्तर रानी लीलावती ने राजा को एक विनय-पत्र लिखा... 
. मेरी राय में सारे नगर में इस बात का दिंढोरा पियवा दिया जावे कि. ,... नगर 
में पंडित हों उनकी तो क्या बात है तथा कम से कमर जो वर्णमाला के अक्षरों को भी 
अच्छी तरद लिख-पढ़ लेते हों वे माथे वै चन्दन आदि से अपनी ज्ञाति के अनुसार 
टीका दिया करें पर जो कि मूल हों सब्र खाली माथ रहें | 

इसी तरद्द स्लियों को जो पढ़ी द्वों माये म॑ं लीलावती आदि बिन्दी देवें और 
अनपढ़ी हों सूना माथ रक्‍्खें तथा जो कोई मूर्ख , होकर इन बातों को करे उससे 
कौड़ी रोज़ दुश्ट लिया जावे | उस दग्ड को गली का चौकीदार उगाहा करे और “+ 
समय उनसे कद्द दिया करे कि तुमको दण्ड देना न हो किन्तु पंडित द्ोना हो 
सरकारी शाला में जाकर पढ़ो | इस बात के जारी होने से लोग शर्मा कर आए ४ 
आप पढ़ने लिखने लगेंगे | दति ।? (प्र ६३-६४) 

(११) “इसी प्रबन्ध के कारण लोग अपनी लड़कियों को आप ही आए ** 
आये और लाते जाते ह यहाँ तक कि दो सो लड़कियाँ तो इकटटी हो गई ।” (पृष्ठ ६ 

(११) “विद्याधरी ने कद्दा-मेरे पास सो लड़कियाँ पढ़ती हैं उनकी पे“ 

६.8 4 


बविचार-दर्शन 


पत्नीस की कन्ना है। दो कन्नाओं को दिन के पूर्व भाग में पढ़ाती हूँ दो को घर में तथा 
चीच में लिखना ओर काव्य-स्त्रना भी सिखाती हूँ ।” (पृष्ठ ६८) 

(१३) “इसको सुन रानी जी चहुत प्रसन्न हुई रात-दिन विद्या के प्रचार करने 
के बन्दोबम्त मे रहने लगीं। शाला में जाने से एक दिन पहले उज्जैन नगसी में जो जो 
विद्यापात्र, कुलपात्र ओर धनपात्र थे उनकी स्त्रियों के नाम पुत्री-शाला में आने के 
लिए चिटिटयाँ भेजी । इससे सारे नगर में लीलावती की पाठशाला में जाने का शुद्रर 
पड गया !” (प्रष्ठ ६६) 

(१४) “इस तरह विद्याधरी को दिलासा देकर आप मणि मिश्र की शाला में 
गई। वहाँ भी व्याकरण आदि विद्याओं में विद्यार्थियों से प्रश्न किये और दो सौ नये 
लड़कों का जो पढ़ने के लिए. आए, थे पुत्री-शाला की तरह प्रबंध कर दिया | इसी 
प्रकार ओर शालाएँ भी हो गई ।” (वृ्ठ ६६) 

(१५) “रानी ले यद दशा देखकर दर एक को जो कि कुछ भी अक्षर सीख 
गए थे आाग्तोपिक दिया ओर जिन्होंने धन के अ्रभिमान से कुछ भी अज्ञर नहीं सीखे 
थे उनके लिए यद्द दण्ड ठहराया कि हर एक चौकीदार अपनी अपनी गली के ऐसे 
धनवान मू्ों के लेकर निरन्तर दो घरटे गति अर्थात्‌ बराबर ट्हलाने में रखे और 
१९ दिन में दर रोज चार-चार अक्षर सिखावे। जो कोई चौकीदार के कहने से न 
आवेगा एक महीने सरकारी कैदखाने में रेगा। इस दण्ड के सुनते ही सब के काम 
हो गए ओर योड़े ही दिनों में बारदखड़ी पूरी की | इस प्रकार राजा भोज और रानी 
लीलावती ने क्रम-क्रम से उज्जैन नगरी में विद्या का प्रचार किया और नाम पाया !” 

( पृष्ठ ८१ ) 

फेबल एक नगरी उज्जैन में गजा भोज और उनकी रानी लीलावती की ओर से 

शिक्षा के प्रचार और गसार में इतनी सतर्कता और प्रबंध-पढुता लिखने पर भी लेखक 
पंटित बंशीघर ने जो पुस्तक की भूमिका लिखी है, वह ध्यान देने योग्य हैः 

“इस भरत खगद में बहुतेरे राजा बड़े-बड़े प्रतापी और बलवान हो गए प्रजा के 
पदाने लिखाने की ओर कुछ इष्टि न की । हाँ थोड़ा बहुत राजा भोज ऐसा हुआ कि 
डिसने प्रजा का पालन और विद्या की वृद्धि भी अच्छी की पर वह भी सब जगह अपने 
गय में एक़ सी विद्या ने कैला सका. . .. . इतना ख़र्च करने पर भी ऐसा प्रबंध न कर 
हख हि नगर्जगर और गाँवन्गाँव में शाला अर्थात्‌ मकनत्र जैठा देता जैसा कि अ्ञ् 
पंगरेज बहादुर ने लाखों दपए खर्च कर और ठीर बैठा दी और 
आवियटम नियन कर 


उनमें पाठक ओर 
दिए. हईै। ऐसा प्रबंध तो भोज आदि गजाओं से होना बहुत ही 


राजा भोज और अंगरेज़ बहादुर 


कठिन था... . . .अ्रत्र इसलिए, कि राजा ओर बरादशाहों के अच्छे अच्छे इतिद्ासों का 
हिन्दी वा उर्दू में उल्या करवा कर प्रचार करने में जो साहिब टैरेक्टर आफ़ पश्लिक 
इन्स्ट्रेशशन बहादुर उद्यत हैं उनकी आज्ानुसार पंडित बंशीषर भेज-प्रवन्ध-सार का 
श्रोर बीच-बीच में सामविक श्लोक लिखकर उनका भी उल्था हिन्दी भें करके नीचे 
लिखता है |” 

पुत्तक के अंत में लिखा हे : 

“आगे सादित टैरेक्‍्टर आफ़ पब्लिक इन्स्टक्शन बद्ादुर की आजा दोगी तो 
दूसरा भाग भी बनेगा | 

भूमिका ओर अंतिम अवतरण से लेखक की मनोद्त्ति पर प्रकाश पड़ता है। 
वास्तव में वह किसी भी साहित्य का दुर्भाग्य है कि उसका लेखक देश के ऐतिहासिक 
सत्य को भूलकर अपने सांस्कृतिक श्रोर राष्ट्रीय आदशों के प्रतीक मद्मपुरुषों के उज्ज्वल 
चरित्र को विदेशी शासन-कर्ततांशं के समन दीन और नगयय माने तथा उनके संरक्षण 
की कामना करे | हि 

हिन्दी के इतिद्वास में भी इस दुर्भाग्य की रेखा है | 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का आचायेत्व 


मंत्र सन १६०२ में कुमारसंभव' के प्रथम पॉच सर्गों का अनुवाद कर. 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी पाठकों का ध्यान इसलिए आकर्षित किया था कि 
खड़ी बोली हिन्दी में भी कविता की जा सकती है और उसमें संस्कृत भावष-व्यंजना की 
उपयुक्त क्षमता भी उत्न्न की जा सकती है। यद्यपि द्विवेदीनी की कविता “बही सुधरता 
सफल सममिए जो ग्रियतम को सके छुभाव” [ पंचम सर्ग |] के शब्द-विन्यास से ऊपर 
नहीं उठ सकी और खड़ी चोली का सोष्ठव स्पष्ट नहीं हो सका, तथापि उनके प्रयास में 
खड्ी ब्रोली कविता अपने निर्माश-प्थ पर अग्रसर हो गई ओर इस प्रकार काव्यत्तेत्र 
में परिवर्तन का सूत्रपात हुआ | जिस प्रकार भारतेन्दु इस्थ्रिद्ध ने समकालीन खड़ी 
बोली गद्य को सशक्त बनाकर उसमे प्राण-प्रतिप्ठा की थी उसी प्रकार पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने खड़ी बोली की पदुष कही जाने वाली शब्दावली भें कविता की पंक्तियाँ लिख- 
कर उसमें संगीत की शक्ति प्रेरित की | गद्य ओर पद्म में नवीन उन्मेंप उत्तन्न करने 
बाले भारतेन्दु ओर महावीरप्रसाद हिन्दी साहित्य के दो कर्मयोगी थे मिन्‍्होंने परिश्रम 
आर अध्यवसाय से खड़ी बोली साहित्य को शक्ति-सम्मन्न अनाया। खड़ी बोली कविता 
में उन्‍्मेय दिवेदीजी के कार्य-काल से दी प्रारंभ होता दे। इसी उन्मेष में हिन्दी के 
गाद्रीय कवि बावू मैथिलीशरण शुप्त की कविता की रूप-रेखा निर्मित हुई । 
पं० मदहावीग्प्रसाद द्विवेदी का सम्पादन-काय उन्हें गद्य के निकय्तम सम्पर्क में ला 
सकने भें समथ हुआ | मारतेन्दु के व्यवस्थित किए हुए गद्य में ऐसे कितने ही श्रभाव थे * 
जो मंमीर सादित्य के प्रणुवन में अवरोधक थे | कहानी और नाटक का गद्य भारतेन्दजी 
निर्मित कर सके, वैशानिक निबन्ध ओर समक्ति-शास्त्र का गद्य उनके पास नहीं था । 
उनके ग् में हृदय है, मस्तिष्क नहीं | इसकी पूर्ति करने के लिए, एक वैयाकरण की 
वश्यकता थी। आर जब पं० महावीरपसाद द्विवेदी संस्कृत व्याकरण का ज्ञान लेकर 
सस्स्पती का सम्यादन करने में सन्नद्ध हुए; तो गद्य का रूपान्तर ही हो गया और उसे 
टद्वा प्राम हुई जा साहित्य के गंमीर विचारों का भार सदन करने में समर्थ हुई | 
माय की परिमाजित झार शुद्ध करने के संकल्य में सरस्वती-सम्पादक की जो साधना 
लिपी हुई है उसका मूल्य नहीं झका जा सकता । गद्य में शब्दों का उपयुक्त चयन 
भावपजना में अधिक सहायक होता है और उस एक विशेष नाद से समन्त्रित करता 
है। संकट साहिसयच्यार के विचारों का आचार लेते हुए प॑ं० गणेश सदाशिव लेले ने 


५४७७..... 
"आम जज 5 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का आचायत्व 


मराठी में साहित्य-शास््र सम्बन्धी एक अन्थ लिखा । उसके एक अंश को “शब्दार्थ 
विचार शीर्षक से प्रश्नोत्तर के रूप में लिखकर सन्‌ १६०६ में पं* महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ने हिन्दी गद्य के शब्दा्थों की ओर पाठकों ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित 
किया । प्रारम्भ में उन्होंने जो लेख लिखे उनमें लेखकों, सम्पादकों और पुस्तक-प्रकाशकों 
के उत्तरदायित्व की भावना ही भरी हुई थी।सन्‌ १६०४ से १६१० तक के उनके अधि- 
कांश लेख भाषा के परिमार्जन की ओर ही ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखे गए. 
ये । गणेशदत्त और देवदृत्त के वार्तालाप में अथवा प्रश्नोत्तर के रूप में शब्द और अर्थ 
को विकृृत करने वाले लेखकों का उन्होंने यथेष्ट तिरध्कार किया था और शिष्ट भापा में 
दुवेचन तक कहे थे। इसीसे ज्ञात होता है कि द्विवेदीजी माणा का परिप्कार करने में कितने 
'उम्र थे। भाषा के प्रति किसी प्रकार की भी उपेक्षा सहन करने में वे एकान्त असमर्थ थे । 
उनका यह कठोर अनुशासन ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित करने में समर्थ हो सका । 
यही उनके सम्पादन का सब से बड़ा कार्य था जिसमें वे जितने संयमी थे, उतने ही निष्छुर | 

॥॒ भाषा को साहित्य के उपयुक्त बनाने में केवल शब्दों की रचि परिण्कृत करना ही 
यथेष्ट नहीं है, उसे भावों से सम्पन्न करने का यत्न भी होना चाहिए, । अंगरेजी, मराठी, 
गुजराती ओर बंगाली साहित्य के विविध भावों को हिन्दी में रूपान्तरित करने की चेष 
दविवेदीजी की ओर से जितनी अधिक हुई उतनी हिन्दी के किसी सम्पादक से नहीं हे 
सकी | भाव-जगत्‌ की विध्तृत परिधि से परिचिय कराने के प्रयास में हविवेदीजी ने मिन्न 
साहित्य-विषयक अनेक लेख हिन्दी-माषा-भापियों को दिए | उन्होंने जो लेख लिखे 
उनमें से बहुतों म॑ “हिन्दी के सिवा कई अन्य भाषाओं के साहित्य सम्बन्धी विचारों की 
भी पुर है ।” इसीलिए दविवेदीजी के लेखों का विस्तार मुक्त रूप से अनेक विपयों में है । 
साहित्य का साधारण शान जिस-जिस स्थान से---जिस-जिस भाषा से--उन्‍्हें मिला उन्होंने 
हिन्दी-जगत्‌ के सामने बड़े मनोरंजक ढंग से रखा [ हिन्दी लेखकों को वे केवल भाषा- 
विषयक शुद्ध शान से ही परिचित नहीं कराना चाहते थे, थे उन्हें अपने अधिकारों से 
भी अवगत करा देना चाहते थे | इसीलिए उन्होंने सन्‌ १६१३ में नया कापी राइट 
एक्ट नामक लेख लिखा जिसके प्रारम्भ में उन्होंने अपने इसी भाव का संकेत किया 
है-- इस कानून का घनिष्ट सम्बन्ध पुस्तकों के लेखकों ओर प्रकाशकों से है श्रोर उसका 
जानना उनके लिए: बहुत आवश्यक भी है। अतएव उसका सारांश लिखना हम 
यहाँ पर उचित समभते हैं ।? इस प्रकार पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी-जगत्‌ के 
ज्ञान का परिवर्धन और परिष्करुण करते हुए, जिस उत्तरदायित्यपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय 
दिया उससे वे साहित्य के इतिहास में मिस्सन्देद आचार्य माने जायेगे । 


पूछ 


प्रसादजी का आऑँस' 


आँसू! हिन्दी साहित्य की एक अमर कृति है| कबिवर प्रसाद का सत्र से अच्छा 
काव्य कामायनी' है जिसमें उन्होंने जीवन की गहराई में पहुँचकर सुख-दुःख की अलग- 
अलग सीमाएँ पहचानी हैं किन्तु उनके गीतिकाव्य आँस! में दुः्ल की एक ऐसी रेखा 
है जो अयनी अभिव्यक्ति में जी हलका करते हुए सुद्ध के द्वार तकजा पहुँचती है। 
फक्ामायनी' में सुत्र और दुःख इन्द्र बन॒ुप के रंगों की तरह अलग-अलग हैं! आँसू! में प्रारंभ 
का दारुण दुःख ओर अन्त का अ्भिव्यक्तिजनित सुल्न संध्या के श्याम बादलों की 
अरुण कोरों की तरद मिला हुआ है । साथ ही संध्या का घु बलापन भी उसमें विपाद 
का रुप लेकर घिर उठा है| यदि 'कामायनी' में एक तपस्वी की साथना है तो आँसू! से 
एक बिरही की आत्म-कथा है जो सर्वजनीनता के इष्टिकोण से प्रत्येक मानव के हृदय से 
गूंजकर निकल सकती है ओर इसीलिए प्रसाद के अम्थों में वह सत्र से अधिक 
लोकप्रिय भी है । 
श्रॉस! एक विरद-काव्य है जेंसे कवि रामगिरि के यक्ष का हृदय लेकर महाकंबि 
कालिदास के ख्रों म॑ अपनी विरद-वेदना किसी छुलना' के पास भेज रहा है। इस वेदना 
के मनोवैज्ञानिक आधार के संबंध में हिन्दी आलोचकों के अलग-अलग मत हैं। कोई 
यह आधार भौतिक जगत्‌ के नारी-सोन्दर्य को मानते हैं ओर कोई इसे दिव्य और 
अलोाकिक सत्ता से जोड़तें हैँ । मेरी समझ में आँस! का आलम्धन इन दोनों आधारों से 
भिन्न हैं| यदि सारीकविता को ध्यान से पढ़ा जाय तो इस काव्य में कसकती हुई वेदना 
का आधार सत्य की सद्धम भावना है जिसके सहारे यह विश्व अपने रूप में स्थिर है 
तथा जिसके अभाव में वह छुल, प्रवंचना, आडम्बर तथा पाखंड से कलुपित हो जाता 
है | आस! की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए + 
मुख शशि पर प्रघट डाले 
अंचल में दीप छिपाए 
जीवन की गोधूली में 
कीतूहल से तुम आए 
जीवन की गोघूली में जो आया क्या बद अने मुख्ब-शशि पर घेच्रद! डाल कर आया ? 
ओर क्या वद अपने अंचल में दीप छिपाएं! हुए था ? उस पुरुष को आप क्या कहेंगे जो 


प्रसादजी का आस! 


अपने वस्त्र-विन्यांस में घूंघट ओर-अंचल को स्थान देता है? हमारे परीक्षाथियों के 
सामने परीक्षा की गोधूली' में ये पंक्तियाँ भी 'फोतूहल सी आई । इन पंक्तियों में आने 
वाला पुरुष है या स्त्री या दोनों ? मेरी दृष्टि में वह दोनों रुसों में है यदि हम उसे सत्य 
मान लें। इस संसार में सत्य” अनेक रूपों में आता है, कभी वह कौमल रूप धारण करता 
है, कभी परुप, कभी सत्य का कौतूहल पुरुष में प्रकट होता है कभी ञ्री में, इसलिए, वह 
दोनों में ही है ओर दोनों रूपों में आता है | जीवन की समाप्ति होते-होते 'जीवन की 
योघूली” में सत्य का कौंतूहल विचित्र रूप से आँखों के सामने आ जाया करता है | 

जीवन के आरंमिक काल में कब्र ने जगत्‌ को सुख ओर संतोष से परिपूर्ण 
सममा था। हमारे कवि प्रसाद भविष्यहष्ठा थे । उनकी प्रेरणा से हिन्दी में मित्रवर 
अंचल' जी तो हैँ, भविष्य में कोई सजन घूधण जी भी हो जायेगे; किन्तु ज्यों-ज्यों कवि की 
चेतना विकसित होती जाती है वह देखता है कि आडम्ब्रपूर्ण मानव-व्यवहारों के कारण 
संसार यंत्रणाओं का आगार है । वास्तविक संसार में सत्य की भावना की अ्रवह्देलना देख 
कर कवि का अंतःकरण चीत्कार कर उठता है ओर उसकी वेदना शत-शत धाराश्रों में 
फूट निकलती है। उसकी निराशा का मर्मस्पर्शों चित्र 'बुलबुले सिन्धु के फूटे! में व्यक्त 
हो जाता है। 

“आँख के विरद की सब्र से बड़ी विशेषता उसका कल्याण-विधायक रूप है। 
“आँस हमें निशशाभरी वेदना से व्याकुल करके अकर्मण्य नहीं बनाता वह जीवन में 
रूप को निखारने का संदेश देता है । कवि वेदना को मानव-जीवन के विकास में प्रकाश- 
मंदिर का सोपान समभता है। वेदना की अन्तेज्वाला जीवन को प्रकाश देती है। कविवर 
पंत के अनुभव की भाँति 'सुख-दुख की आँखमिचोनी, जीवन खोले अपना मुख” की 
भाँति प्रसादजी की भी जीवन-वेदी पर सुख-दुःख दोनों समर्थित होते हूँ | इस विषय में 
एक बात ध्यान देने की है कि कवि जीवन के लहराते हुए सागर में स्थिरता सुख के 
दिनों की विस्मृति के सहारे प्राप्त करता है, न कि आत्मश्ान के तल पर | चेतना लहर 
न उठेगी, जीवन समुद्र थिर होगा !? प्रसादजी डुग्खों की ओपधि प्रायः विस्मृति में पाते 
हैँ। कामायनी' का नायक विक्चुब्ध मनु-भी कह उठता है : 

क्स्मृति आ अवसाद पेर ले 

यह विस्मृति सिर्फ़ चेहोशी है, आत्मा की मस्ती को उमारनेवाला आनन्द नहीं। . 

फिर भी आँसू! एक उच्च कोटि का गीतिकाव्य है | इसमें भावना की एकरूपता, 
अनुभूति की तीव्रता तथा मधुर संगीत आदि--गीतिकाव्य के अनेक गुण--पाये- 
जाते हैं | इसके भाव तथा कला दोनों ही पक्त सम्हले हुए, हैं। कहीं-कहीं कल्पना की 

पूछ 


: विचार-दर्शन 


उड़ान और भावों के उभार में कवि ने शब्दों के व्याकर्णुसम्मत रूप पर ध्यान नहीं दिया 
है जिससे वाक्य-स्वना में कुछ शिथिलता तथा शअ्र्थ में उलकन आ गई है। 'छिल- 
छिल कर छाले फोड़े वाला पद्म इस दोप का उदाहरण है किन्त महाकवियों ले कत्र 
व्याकरण की चिन्ता की है? वे व्याकरण के पीछे नहीं चलते, व्याकरण उनके पीछे 
चलता है | 


आधुनिक हिन्दी गौतिकाव्य में श्ँस! एक अमर कृति है | 


उपन्यास ओर समाज-समुधार 


साहित्य भे उस्पास ही एफ ऐसा अंग है जिनने समाज से अयना सम्बन्ध 
बहुत गहरे रूप में सका है। उसका कारण यह है कि उपन्यास में नीबन का रूय बहुत 
सी ऐसी मनोरंनक घटनाओं से बनता है जो सरलता से मन के अयनी ओर सींन लेती 
हैं ग्रार इम बिना किसी अद्वसन के जीवन की भांति भाँति की गतियाँ से परिचित हो 
जाते हैँ । मही कारण है कि कदानी और उपन्यास साम्ानिक साहित्य में श्रपना ग्वास 
स्थान रखते है और उनके द्वाग हम किसी भी समाज का सिम बड़ी सरलता से या 
सकते हैँ | उन्‍न्‍्पास में नि घटनाओं ओर चरित्रों की रूपरेखा लीची जाती है, उन्हीं 
पठनाओं झ्रार चगियों से हम समाज के आदास्व्यवद्ार, रीति-र्म आर सहननसदन का 
से पता पा लेसे हैं। उदादरण के लिए इस समाज फा अधिक से अधिक बोलता हुआ 
लिप्त रुज़ी उस्स्वासों में वा सकते है। चेजाव, मेक्सिम गोर्की, छोस्टों एवस्की, सुर्गनेत्र, 
टालस्टाब आदि ऐसे कदानीकार शोर उपस्यासकार हुए हैं शिन्‍्दोंने पद-पद पर सम्राज्न 
की परिक्षियतियों के चित्र सींचे हैं, श्र इसमें बुराइयों शरीर अत्याचारों की जलती 
हुई ज्याला से सींचकर शांति के सरोवर तक पहुँचाया है| इसलिए कि इमारा समाज 
परिचम के समा से भिन्न है, हमें अपने समाज के सित्रों के लिए, इस देश की भाषा 
में लिखे गये उपन्यासों पर दी विचार करना चादिए। इस विचार को सामने रखते हुए 
हम इस समय बंगाली, गुनराती झार दिन्दी उपन्यासों पर ही श्रवनी नजर डालेंगे । 
इमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यद है कि क्या दम उपन्यासों को ऐसा रूप हे 
कि वे इमारे साटित के कलात्मक रूप को छोड़कर एक ऐसी जिम्मेदारी उठा लें कि 
समाज के हर एक बर्ग की श्रालोचना करने हुए, हम उसे कमी तो स्वर्ग का दिस्‍्सा मान लें 
श्रोर कभी उसमें नर्क की दुर्गेन्धि समझकर उसका तिरस्कार करें? कया उपन्यास मनु की 
स्मृति अन जाय अथवा समाज के बाग का हर एक फूल श्रीर कली उसकी उँगली के 
संकेत से खिले या मुरभाकर गिर जाय ? आपने यद्द भी देखा शोगा कि कली की पँख 
की आम अगर उँगलियों से खोलने की कोशिश करेंगे तो उनमें न तो बह खिला हुआ 
रूप मिलेगा और न उनमें से सुगंधि ही फूट सकेगी | स्वाभाविक रूप से जब कली फूल 
में व्रिकसित द्वोगी तभी उसमें ताज़गी ओर ग़जसूरती आ सकेगी । क्या उपन्यास कली को 
जबरदस्ती लिलाने की उँगली घन जाय ? हमने अपने साहित्य में उम्र! के उपन्यासों को पढ़ा 
पद 


विचार-दर्शन 


है और उन्होंने समाज के हुराचारों को मिद्वने के लिए. अपनी उँगली को भाले की नोंक 
की तरह पैनी बनाया है । उससे कली खिलने के बजाय अपनी पँखुड़ियाँ भी खो त्रैठी दे 
ओर हमारे हाथ समाज की बुराइयों का सूखा डंठल ही रह गया है | सुगंधि के बदले 
उसमें से हमें कच्ची दुर्गंधि मिली है ओर हम एक बार ही कह उठे हँ--ऐसे उपन्यासों 
की हमें ज़रूरत नहीं है जिनसे समाज बनने के त्रजाय ओर भी त्रिगढ़ जाय | 

२ 


लेकिन इस सवाल को हम यों ही नहीं छोड़ देना चाहते | हम इसके अंदर तक 
पहुँचना चाहते हैं| हम उपन्यास को ऐसा रूप तो देना चाहते हैं कि उसके समाप्त होते 
होते हमारे सामने जिन्दगी का ऐसा पृष्ठ खुल जाय कि हम एकबारगी चॉंककर कह 
सकें कि हमारे समाज में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें यह न मालूम होना 
चाहिए. कि यह बातें स्कूलमास्टर ने हमें क्लास में ब्लैकबोर्ड! पर लिखकर समभाई हैं 
ओर हमें उसे दूसरे रोज़अपनी नोट्युक में साफ़ साफ़ लिखकर मास्टर साहब को 
दिखलाना है | सम्राज के सुधार और विकास की भावना ऐसी स्वाभाविक होनी चाहिए 
जैसे किसी भारी चीज़ के गिरने से हमारी पलक आप से आप भपक जाती है । हम 
कोशिश नहीं करते कि इस भारी चीज़ के गिरने से हमें अपनी आँखें बंद करनी चाहिये 
यद्यपि हम जानते हूँ कि चीज़ के गिरने की आवाज़ से हमारी आँखों को चोट नहीं पहुँच 
सकती । यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम आदर्श ओर यथार्थ का ऐसा मिलाप 
दिखलाबें कि दोनों म॑ं से कोई भी अपने प्रभाव में कम न होने पावे | दाहिने और बाएँ 
द्वाथ की तरद आदर्श और यथार्थ किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करें ओर अपनी 
इच्छानुसार घटनाओं को सुलझाने के लिए एक हाथ से दूसरे हाथ की अपेक्षा कम 
या अधिक ज़ोर लगावें | दोनों का मेल कहानी या उपन्यास-लेखक की चुनी हुई घटनाओं 
के उठने ओर गिरने पर छोड़ देना चाहिये शोर उसे अपने उपन्यास के अन्त को ऐसा 
रुप देना चाहिये कि दममें यह समझने की इच्छा स्वयं होने लगे कि यह परिणाम 
ठीक है ओर यह परिणाम ठीक नहीं है । समाज की कठिनाइयों को हल करने के लिए 
उपन्यास-लेखकों ने वैसी ही कठिनाइयों की कल्पना कर अपने उपन्यासों में घटनाओं 
का रूप सजाया दहै। उदाहरण के लिए, दम मुख्यतः अपने देश की तीन भाषाओं के 
तीन अमुख उपन्यास-लेखकों को लेते हैं--बंगली भाषा के विश्वकवि और उपन्यासकार 
श्री खीन्द्रनाथ टैगोर, गुजरती भाषा के उपन्यास-लेखक श्री कन्दैयालाल एम्‌० मुंशी 
आर टिन्दी सादित्य के उपन्यासकार श्री प्रमचन्द । यों तो देश की अन्य प्रमुख भाषाओं 
कें बहुत से उपन्यासकारों की रचनाओ्रों से समाज-सुधार के आदर्श के प्रमाण दिए. जा 

६७० 


उपन्यास और समाज-सुधार 


सकते है लेकिन हम इस थोड़े से समय मे इन्हीं तीन प्रमुख लेखफी की रचनाशों पर 
नजर डालेंगे । हे 

सी सीखनाय ठाकुर ने समाज-झुभार के और अपने उपन्यासों की शक्ति 
खड़ी की है। मेंने श्र जी मे उनका एक उपन्यास पढ़ा है, ओफृस टाईज । 

इस उउ्स्यास में उन्दोंने सम्राज के तीन लिये प्रल्लुत किए हैं। एक चित्र 
जगमाएन हऔ सामाजिक जार नैविक आदर्श से घना हुआ ह जिसमें इंश्वर पर कोई 
पिश्वास नहीं है। समार के साथ भाई-भाई सा बर्ताव करना आवश्यक है श्रीर गर्भवती 
झुमारी कसा नीनी को जातिनोँति का भेद न स्लकर अयने घर में श्राभ्य देने का 
आदर्श है। दूसरा चित्र लीलानन्द स्वामी का है जिन्‍्दोंने समस्त संसार को माया के रूप 
में समझ लिया है। इन दोनों सित्रों से परे. विश्वकति सतरीद्रनाथ ने समाज के सामने 
एक तीसरा सित्र इस प्रकार रक्खा है नो अधिक व्यावद्ारिक है, मिंसमें णहस्थाश्रम का 
पालन करने के लिए. श्रीविलास दामिनी से बिवाद करता है और एक सात्विक और 
लोकिक जीवन व्यतीत करता हे । उउस्यास के बीच-बीच में श्री स्वीस्भनाथ ने समाज पर 
बढ़ी गदगी चोद की है। आवक सनोरक्ञन फे लिए में उनके कुछ झवतरण हिन्दी में 
अनुवाद कर मुनाता दूँ : 

ट्ामिनी ने सतीश से फद्ा--सतच कहो, दुनिया की भलाई की बढ कोन सी बात 
हैं जिसके लिए तुम्हारा संप्रदाय रात-दिन व्यस्त रहता है ? तुमने किसकी रक्षा की है. . « 
यह आवेश, श्रावेश, अ्रविश दिसका राग हम गा रहे हो उसे क्या तुमने असली रूप 
में नहीं देखा ? उसमें न धर्म ै, न कर्तव्य । उसके सामने न ख्री है, न भाई और ने 
घर की पत्रित्नता, उसमें ने दया है, न विश्वास, न नम्नता है श्रोर न लज्जा।इस ऋच, वेशर्म 
ओर आत्मा को नाश कर देने वाले आविश के नरक से मनुष्यों को बचाने के लिए तमने 
कीनसा रास्ता खोज ग्खा है। मैंने तुम्दारेशुरुथों से कुछ नहीं सीखा । उन्दोंने मुझे एक कछुण 
की भी शान्ति नहीं दी | श्राग आग को नहीं घुका सकती । जिस रास्ते से वह अपने भक्तों 
को ले जा रहा है उसमें न उत्साह मिलता रे, न संयम झोर न शान्ति बढ़ ग़रीब ख्री 
जो मर गई है, उसके छदय का स्वत इसी क्रोच्र और आवेश ने पिया है जिसने उसे 
मार डाला ।ईश्वर के लिए, मेरे स्वामी, मैं य्रार्थना करती हूँ मुके इस श्रावेश पर ब्लि- 
दान ने कर दो। आह, सके तचाओं ! यदि कोई भी मुझे बचा सकता है तो वह तुम हो !' 

इसी उपन्यास में एक बड़ी सुस्दर बात श्री सवीद्धनाथ ने लिखी है । श्राजकल 
की लड़कियाँ जब्र विवाहिता दोकर ससुगल जाती हैं तो वे अपने हाथ से घर का काम 


् 


विचार-दर्शन 


काज करने में अपना अपमान समझती हैं । वे इसे शायद फ़ैशन के ख़िलाफ़ समभती हैं। 
प्र में चार नोकर होना ही चाहिए । यदि नोकर नहीं है तो घर की क्री को इस बात 
की चिन्ता नहीं होती कि उसका पति अपने काम पर भूखा ही जा रहा है। इस बात को 
उपन्यासकार ने बड़े कशल दंग से लिखा है। श्रीविलास ने अपनी कथा कहतें हुए लिखा 
है : दामिनी से त्रिना पूछे हुए, मैंने एक रसोइया ओर दो नौकर नियुक्त किए.। दामिनी 
ने दूसरे दी दिन मुझसे जिना पूछे उन दोनों को रखसत किया । जब मैंने विरोध किया, 
उसने मुझे बतला दिया कि मैंने उसके बारे में क्रितना ग़लत ख़बाल किया था। उसने 
कहा ; अगर मुझे मेरे हिस्से का काम नहीं करने दिया जायेगा जब तुम ग़ुलाम की तरह 
काम करते हो, तब्र में अपनी शर्मकहाँ छिपाती फिलगी ! अपने व्यक्तित्व की मर्यादा ओर 
जिम्मेदारी से भरी हुई ये बातें उपस्यासकार ने बहुत सरल ढंग से हमारे सामने खखी हैं | 
९.६ 

श्री कन्हैयालाल मुंशी ने समाज की पेंचीदी समस्याश्रों पर बड़ी निडरता के साथ 
अपने विचार प्रकट किए हैं। अपने उपन्यास वेरनी वसूलात' में चदला लेने की भावता 
को उन्होंने अनेक रूपों में ख़खा | अत्याचारी रघुजीमाई ने जो गुशबन्ती पर अत्याचार 
किया उसी के परिणाम-स्वरूप तो कहीं उसे लकवा नहीं मार गया ओर रत्गढ़ के 
दीवान होने के उसके सारे स्वप्न तो भंग नहीं हो गए ? किस्तु उपस्थास के आदर्श की 
पूर्ति इसमें मनुष्यस्थ के भाव से अधिक होती है | गुण॒वन्ती का पुत्र जगत अपनी माता 
पर अत्याचार करने वाले सथुनीमाई के बेर का ग्रतिशोष यदि चाहता तो उसकी पुत्री 
समा पर अंगार बस्साकर ले सक्रता था, लेकिन लेखक ने जगत को अधिक मानवता 
प्रशन की है ओर बद इस बे! को जीवन के ससस सिद्धास्त प्रम से परिवर्तित करता है 
श्र ग्मा से विवाद कर लेता है | इस विवाद का क्‍या सिद्धान्त है यह जगत के शब्दों में 
ही सुनिए- इतने दिनों से दम लोग स्वार्थ को ही वैरग्य ओर योग समझते आ रहे दें | 
संस्यासी दोकर दम लोग जनता को भूल जायें गे ओर जनता हमें । पुराने दिन अत्र नहीं 
गा पश्चात देशों म॑ सरत जीवन व्यतीत करनेवाले क्रोमवेल, वाशिंगटन ओर मेंडिनी 
पटप झअशों में पक्के योगी दो यार हैं। बदी सिद्धान्त हम अपने यहाँ की जनता को 
इतलाना है। भरत के त्याग और भीप्म की भीपणुता का पालन सपरिवार रहकर भी हो 
हजना # | इसलिए मुक्े गिसी खी नहीं चादिए जो ग्रेवसी बनकर मुझे; धर्म-पालन से रोके 
बन्द एसी थी चादिए जो मुझ भर्मन्युद्ध में आइन देखे तो अड्टा में लेकर अश्वल से 
दंग करें इस अवतर्ण में श्री मुन्शी ने केवल भनुष्ब-बीबन के आदर्श की ओर 
दाग ही नहीं किय बिक उन्होंने सी के कर्तव्य की ओर भी संकेत किया द्दे्‌। 


् 
४४ द२ 


उपन्यास और समाज-सुधार 


भू ; 

अब श्री श्रेमचन्द को लीनिए : ग्रेंमचन्दजी के प्रावः सभी उपन्यासों में समाज 
अपने असली रूप को पहिचानने की कोशिश करता है।ओर आगे बढ़ता है। ग्रेमचन्द 
का समाज बहुत सी घुराइयों से भरा है | वे सबसे पहले दो-तीन घटनाएं: इस प्रकार की 
सामने लाते हैँ. कि उपन्यास के प्रायः सभी पात्र उन घुराइयों से कप्ड उठाते हैं और 
बाद में लेखक अपने हीरो' अथवा किसी दूसरे सदयुण-सम्पन्न पात्र से एक नए समाज 
की कल्पना कराता है। हम उनके उपन्यासों में इस विपय का एक बहुत सफल उपन्यास 
लेते हैं उसका नाम है 'कर्मभूमि' | श्रमरकान्त एक ऐसा कैरेक्टर' है जो प्रत्येक ज्षेत्र में 
एक क्रान्ति चाहता है। उसे अपने पिता का व्यापार करना अच्छा नहीं लगता जिसमें 
बह चोरी का माल सस्ते दामों में ख़रीद कर पैसा इकट्ठा करता है। जब काले वाँ 
के कड़े अमरकान्त लेने से इन्कार कर देता है और समरकान्त उससे धर्म की 
व्याख्या करते हुए, कहते है. तब अमरकान्त जिस निडरता से धर्म की परिमाषरा करता 
है, उसे सुनिए, : 

'लालाजी की मुद्रा कठोर हो गई । फिर भी तमने लोटा दिए, ?? 

“और क्या करता ! में तो उसे सेँत में भीन लेता । ऐसा रोज़गार करना मैं पाप 
समभता हूँ! |, 

समरकान्त क्रोध से बिक्ृत होकर ब्रो्े--चुप भी रहो | शस्मातेंतो नहीं ऊपर से 
बातें बनातें हो ? १५० बैंठे ब्रिठाए; मिलते थे वह तुमने धर्म के धमंड में खो दिए. उस पर 
से अकड़ते हो। जानतें भी हो धर्म क्या चीज है ? साल में एक बार भी गंगा-स्नान करते 
हो ?एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो ? कभी राम का नाम लिया है ! ज़िन्दगी में 
कभी एकादशी या कोई दूसरा प्रत रखा है? कभी कथा-पुराण पढ़ते या सुनते हो ? तुम 
क्या जानो धर्म किसे कहते हैं ! धर्म ओर चीज है, रोजुगार ओर चीज | छिः साफ़ १३० 
फेंक दिए, हैं ।' 

अमरकान्त धर्म की इस व्याख्या पर मन ही मन हँसकर बोला--आप गंगा- 
स्नान, पूजा-पाठ को मुख्य धर्म समभतते हैं, मैं सच्चाई, सेवा और परोपकार को मुख्य 
धर्म समभत्ता हैँ । स्नान, ध्यान, पूजा, व्रत धर्म के साधन मात्र हैं धर्म नहीं । 

यहाँ ज्ञात होता है जैसे स्वयं प्रेमचन्दजी अमरकान्त के कंठ में बैठकर धर्म की 
व्याख्या कर रहे हैं | प्रेमचन्दजी का एक प्रिय विषय और है । वह है,अछूतोद्वार। इस विपय 
पर मी प्रेमचन्दजी ने कर्मभूमि' में एक घटना रख दी है। अकछूतों को मंदिरों में दर्शन 


करने का अधिकार नहीं है। यह रुढ़ि प्रेमचन्दजी सहन नहीं कर सकते थे | इस रुढ़ि को 
दर 


विचार-दर्शन 


तोड़ने में प्रेमचन्दजी ने आत्म-बलिदान का बड़ा सुन्दर आदर्श सामने रक्खा है। जब 
मन्दिर में मगवान के दर्शन करने के लिए अछूत इकदठे होते हैं तो पंडितों और मोटे: 
मोटे घर्मशासत्रियों को यह बात सहन नहीं होती | लाला समरकान्त भी यह नहीं चाहते 
और जत्र नैना सुखदा से कहती है, 'उन अछूतों को मन्दिर से हटाने के लिए पुलीस ने 
जो गोली चलाई है वह दादा यानी समरकान्त के कहने से ही चलाई गई है तो अमर- 
कानत की स्री सुखदा लाला समरकान्त के सामने जाकर कहती है: 

क्यों लालाजी, रक्त की नदी बह जाय पर मन्दिर का द्वार नहीं खुलेगा' तब समर- 
कान्त उत्तर देते हैं, क्या कहती है बहू , इन डोम चमारों को मन्दिर में घुसने दूँ? तू तो अमर- 
कान्त से भी दो द्याथ आगे बढ़ी जाती है ! जिसके द्वाथ का पानी नहीं पी सकते उसे 
मन्दिर में कैसे जाने ४ ?” इस पर सुखदा उत्पर्ग के रूप में उतल पड़ती है। वह मागकर 
मन्दिर पहुँचती है और पुलीस की गोलियों के सामने खड़ी हो जाती है । गोली सुखदा 
के पास से निकल जाती है किन्तु साथ के कुछ आदमी घायल हो जाते हैं ओर कुछ मर 
जातें हैं| इस बलिदान से लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता है ओर अन्त में समर- 
कान्‍्त का पुलीस दृथ्वा लेनी पड़ती है | वे सुखदा के पास आकर उाँचे स्वर में त्रोलते 
हैं : मन्दिर खुल गया है, जिसका जी चाहे दर्शन करने जा सकता है, किसी के लिए 
रोकठोक नहीं है 

अक्लूतोद्धार का यह ग्रश्न हमारे देश में बहुत पेचीदा है ओर प्रेमचन्दजी ने 
उस पर अपने बहुत सुलमे हुए विचार म्रकट किए हैं । जन्र ब्रह्मचारीजी कहते हैं,'तुम तो 
बाबूजी, अंधेर करते हो ! सासतर में कहाँ लिखा है कि अंत्यजों को मन्दिर में आने दिया 
जाय तत्र प्रेमचन्दजी जैसे शान्तिकुमार के शब्दों ही में कहते हैं: 'कहीं नहीं, शास्त्र में यह 
लिखा है कि थी में चरत्रीं मिलाकर वेचो, टेनी मारो, रिश्वतँ खाह्मो, आँखों में घूल 
भोंको और जो तुमसे बलवान हैं उनके चरण धो-धोकर पियो, चाहे वह शास्त्र को पैरों 
से ठुकराते दों। नुम्द्रे शात्र में यह लिखा है तो यद करो, हमारे शास्त्र में तो यह 
लिखा है कि भगवान की दृष्टि में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न कोई शुद्ध हैओर न 
अखग्ुद्ध । उनकी गोद सत्रके लिए खुली हुई है ।' 

इस चित्रण में प्रेमचन्दजी पर देश के आन्दोलन का भी काफी प्रभाव पड़ा है | 
टसी तरह उन्होंने गोदानो उपस्यास में क्िसानों की समस्या सुललभाई है, 'सेबासदन? में 
प्रयश्चट युवती की आर उबन में मनुष्य के निबल चरित्र की। इस प्रकार प्रमचनन्‍्दजी ने 
मम्ाज की सभी मुख्य समस्याझों पर प्रकाश डाला है और झुमार के दार को खोलकर 
सच्चा आर साथा गत्ला बतलाबा ह। प्रेमचन्दजी के सिवरात्र श्री वृन्‍्दरावनलाल वर्मा, 


क दि 


ह ब्् हर 
रु ' 


उपन्यास और समसाज-सुधार 


श्री चहुस्सेन शास्त्री और श्री विश्वम्मरनाथ शर्मा कौशिक समाज-सुधार के विषयों पर 
उपन्यास के कथानक लिखते हैं। उदृ-साहित्य में महान्‌ क्रान्तिकारी और यथार्थ 
परिस्थितियों के कलाकार श्री कृष्णचन्द्र ने समाज-सुधार के नये-नये दृष्टिकोण उपस्थित 
किए. हैं । 

देश की उन्नति समाज पर ही निर्भर है । जब्र तक समाज मे अच्छे-अच्छे विचारो 
के नागरिक नहीं होंगे तब्र तक देश की उन्नति एक स्वप्न मात्र है, इसलिए, हम यह कह 
सकते हैं कि उपन्यासों में वह ताक़त है कि वे अत्यन्त सरल और स्वाभाविक रूप से 
समान की चुराइयों को दूर करते हुए देश की भलाई कर सकतें हैं। उपन्यास! देश का 
एक चहुत बड़ा बल है ओर हमारे लेखकों को चाहिए. कि वें इस बल को फिसी तरह 
“भी कम न होने दें, बल्कि उसे बढ़ाने का उपाय ही सोचते रहें । 


( रेडियो के सौजन्य से ) 


श्री इन्दावनलाल वर्मा की उपन्यास-कला 


श्री बृन्दावनलाल वर्मा हिन्दी के एक उत्कृष्ट उपन्यास-लेखक हैं। उन्होंने बड़ी 
सफलता से इतिहास और समाज की गम्मीर ध्थितियों को सुलकऋाकर एक सुथरे समाज 
की कल्पना की है जिसमें एक ओर तो चरित्र को उठाने वाली भावनाएँ हैं और दूसरी 
ओर अंधविश्वास और रूढ़ियों को तोड़नेवाली विचार-बाराएँ। जिस निर्मीकता और 
स्वतन्त्रता से वर्माजी ने अपने उपन्यासों से चरित्रि-निर्माण किए हैं, उनसे ज्ञात होता है 
कि वे एक ऐसे कलाकार हैं जो सादित्य को केवल कला के लिए, नहीं लिखते वरन्‌ उसमे 
वे ऐसी भावनाओं का समावेश करते हैं जो समाज का मंगल करें, मनुष्य के लिए 
कल्याणकारी सिद्ध हो सकें। इस प्रकार समाज को उठाना वर्माजी के उपन्यास-लेखन 
का प्रमुख दृष्टिकोण है। प्रेमचन्द जी की तरद वर्माजी भी एक आदर्श-लेकर चले हैं 
अन्तर यह है कि प्रेमचन्द ने यह आदर्श अशिक्षित ग्रामीणों के जोवन से विकीर्शित 
किया है शरीर वर्माडी ने शिक्षित किन्तु ऐतिहासिक नागरिकों से | 
भारतेन्दु हरिश्न्द्र ने जिस हिन्दी को बड़ी साधना से साहित्य के योग्य बनाया 
उसमें पहला उपन्यास लाला श्रीनिवासदास का परीक्षा गुर था। तब से बहुत से हिन्दी 
लेखकों ने श्रीनिवासदास के अनुकरण पर उपन्यास -लिखे ओर बंगला से अनुवाद 
किए. । भास्तेन्द्र हरिश्वन्द्र के बाद तो हिन्दी को बंगला उपन्यासों के अनुवाद से ही बल 
मिला | उस बल को लेकर बाबू देवकीनन्दन खन्नी ने चन्द्र कान्ता' ओर चन्द्रकान्ता 
सन्‍्तति २४ भाग लिखे जिनमें ऐयारी ओर तिलस्मी कारनामों की घड़ी मनोरंजक सृष्टि 
की गई ह। सन्‌ १६१३ में स्वर्गीय बाबू प्रेमचन्दजी ने अंग्रेज़ी शैली पर कहानियों की 
मीब डाली आर 'पंच परमेश्वए कहानी लिखी | बाबू प्रेमचन्द पहले उद्‌ में कहानियाँ 
र उपन्यास लिखा करते थे, बाद में उन्होंने श्रगनी प्रतिभा हिन्दी के ज्षेत्र में दिखलाई 
आर थोड़े ही समय में वे हिन्दी के सब से बढ़े कहानी-लेखक ओर उपन्यासकार मान 
लिए, गए, । प्रेमचन्द कदानी आर उपन्यास के नये झुग की नींव डालने वाले हुए ओर 
इर्सनि अन्य लेखकों को रास्ता दिखलाया। सन्‌ १६२६ म॑ बाबू ब्रन्दावनलाल वर्मा 
ने गदकू डर नाम का अबना पदला ऐतिहासिक उपन्यास लिग्या और बाद में उनके 
दकन्या्गी वी माँग दिस्दी संसार में जोरें से हुई । 
भू बन्दायनलाल ने श्रभी तक ना उपन्यास लिखे मिनके नाम हैं गढ़कुडार! 
६ 


है ८ २॥० है. 
हा कह 5 
५ 


कि 


ही 


श्री वून्दावनलाल वसा की इपन्यास-कला 


'कुडलीचक' विरादा दी पश्मिनी संगरमो लगन प्रेम की मेंद' 'फ्रयागत हृदय की दिलोर 
बोतवाल डी कयमानों और भीरे पीरे! नाम से हस्दोने एक साठझ भी लिखा 
प्रदार झभी तक व्माही की दस पुस्तक प्रशाश में आई हैँ | जिस प्रगार स्वर्गीय जयशंकर 
प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटक लिराकर भारत दी प्राचीन संन्‍्कृति पर प्रसाश टाला हे 
उसी प्रकार वर्माडी ने ऐतिहसिरल टपस्यास लिखकर एमारे प्राची स्ादशों की 
ब्यास्या की है। पदले तो वर्माती ने ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में ही ख्ययनी लेग्बनी 
का गैशल दिखलाया या बाद में उन्होंने दूसरे विषयों में भी गति प्राम की ओर अस्‍्ने 
उपन्यासों से अनेक समस्याएँ मुलझाई । 
बर्मावी ने मिन श्रादर्शों को लेगर श्यनी लेसनी उठाई है, उन्हें हम चार सो 
बाँद सफते हैं : पहला वर्ग तो ऐतिहासिक श्ाद्श के चियपण में है मिसमें गढ़- 
शरों बोर विराट की प्मिनी नामक उपन्यास आने हैं। दूसस संस सामाविक 
किममें संगम अत्यागनों झडटलीवको बोपाल की ऋशमानों लगने हैं; तीसग वर्ग मनो- 
वैशानिक ईद जिसमें प्रेम दी मेंट' आर हुडय णी दिलोरो हैं घास साया वर्ग गणनीतेक है 
जिसमें हम धीरे धीरे! नाटक को रख सकते हू । इस प्रशार ऐतिहासिक, सामानिक, 
मनोवैश्ञनिक और राजनीतिक ज्ञेत्रों वी आलोयचनाएँ वर्माडी ने हें अपने सादरित्व के 
द्वारा प्रदान की है जिनमें मे अयने प्राचीन गारब के प्रति जागरूक दो सकने हूँ ओर 
बतमान परिरिथतियों टी ल्‍हठ़ियां को तोड़कर एक कल्याण॒वारी समाज वी स्थायना कर 
सकते है । 
ऐलनिंद्यासिक उपन्यागों में गढ़झंडारों सब्र से मुख्य है| महागल हर्मवर्धन की 
सत्यु के बाद भारत में डिन छोटे-द्ोट यज्ञा्नों ने अपनी अलग सत्ता जमाई उनमें 
चंदेल, पंवार, सगार और यट़िहार मुख्य थे। उन्दोंने श्रपनी-अयनी मर्वादा के कायम 
ग्सने में जो संबर्भ किए उसको कथा रूर से बढ़ी मनोर॑जक शैली भे वर्मानी ने स्पट 
किया है | प्राचीन गो का तो ऐसा सच्चा चित्र सींचा गया ई कि मालूम दोता है 
क्द्ानीलेखक भी उसी इनिद्यास का एक जीता-मागता पात्र है। दिल्ली के शाह अलभन 
की गव्य-परिदिथतियों बडी स्पाठता के साथ खींची गई हू । सेँगार युवक मागदेव की-- 
बुुंदेल कन्या देमवती के साथ विवाद करने की चेप्ठा में--जितनी गजनीतिक चार्ट ई 
उतनी ही छदय की सूद्धम गतियाँ भी चित्रित की गई हैं। बंदेललंठ के बीरों का ८ 
हास, देश-प्रेम और मान-मर्यादा की जो जबरदस्त शक्ति उत्तन्न की गई है उससे उ 
की चिनगारी फूट पढ़ती है | इस प्रफार ऐतिहासिक उपन्यास के लिखने में बः्ये:। 
हिन्दी में अद्वितीय 


रा 


नल 


विचार-दर्शन । 


जित्र ही हमारे सामने रख दिया गया है। प्रत्येक वस्तु बड़े सुरूर ढंग से लिखी 
गई हैं । * ; 
संत्तेत् में यद्दी कद्दा जा सकता है कि वर्माजी अपनी रवना में वह शक्ति भरते 
हूँ जिससे समाज की सभी रूढ़ियाँ जंजीर की माँति टृट सकती हैं । हम अपने देश ओर 
समाज पर अमिमान करते हुए अपने जीवन को विवेकपूर्ण श्रोर सफल चना सकते हं। 


( रेडियो के सौजन्य से ) 


छायाबराद्‌ का प्रभाव--कविता पर 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की प्रेर्णामयी तर्ननी का संकेत पाकर खड़ी न्रोली 
कविता बीसवीं सदी के प्रथम दशाऋद में अपने पैरों पर खड़ी हो गई ओर प्रतिभा- 
संपन्‍न कवियों की लेखनी की सहायता पाकर साहित्य-निर्माण में भ्रग्नसर हुई। यह बात 
दूसरी है कि उस समय भी हिन्दी के अनेक कब्र अनुप्रासमयी कोमलकान्त पदावली 
के सतरंगी अवगुठन से सुसजित, ब्रजभापा की मादकता का मोह नहीं छोड़ 
सके थे आर श्यामा, श्याम और करील कु जों की मद्दिमा गाया करते थे | खड़ी त्रोली 
कविता ने ऐतिहासिक इतिवुत्तों ओर राष्ट्रीय भावनाओं का सहारा लेकर अपना कार्य- 
क्षेत्र प्रशस्त किया, बद दिनों दिन शक्ति संचय करने लगी, किन्तु उस समय खड़ी बोली 
कविता काव्यगत माधुर्य लाने में असमर्थ रही | उसका व्याकरण-सम्मत रूप उसके माधुर्य 
में बाधा ठालता इष्थ्गित होने लगा, काव्यमय द्ोते हुए भी उसकी शब्दावली नीरस 
और कर्कश शात होती थी। इस परिस्थिति में खढ़ी ब्रोली की कबिता घटनाओं और 
व्यक्तियों के बाहरी रूप-रंग को निखारने में श्रौर उससे स्फूर्ति प्राप्त कर आवेगपूर्ण 
कथनों में ही सीमित रद्दी | उदाहरण के लिए. संबत्‌ १६६८ में लिखी हुई श्री मैथिली- 
शरण गुप्त की न्यायादर्श' शीर्षक कविता के कुछ छुंद्र म॒ुनिये : 
काम एक से एक हुए जिनके महान्‌ हैं 
अब्र भी जिसके यश-स्तंभ दंडायमान हैं 
बीरसिंह का नाम जानता कीन नहीं हे 
उन्हें महा चबलधाम मानता कोन नहीं हे 
कहते है बस, एक पुत्र था पहले उनके 
होते थे सब भीत नाम ही जिसका सुन के 
उनके कुल में जन्म लिया था उसने ऐसे 
रतनाकर से हुआ हलाहल ग्रकटित जेसे 
कुल-कलंक वह राजपुत्र अति अविचारी था 
निप्टुरता की मूर्ति भयंकर बलघारी था 
उसके कारण सदा अजा शंकित थी सारी 
रक्षक भक्षक बने समय की हे बलिहारी 


७१ 


पिचार-दर्शन 


आदि | इस प्रकार की कविताओं में बर्णनात्मकता, उत्साह और वेश की कमी किसी 
प्रकार भी नहीं | कथा का सुन्दर रूप, कुतूहलता ओर घटनाओं की चित्रात्मकता ययेष्ट 
रूप में मिलती है और हम यह मान सकते हैं कि इस प्रकार की रचनाओं ने खड़ी चोली 
कविता की अभिव्यंजना-शक्ति को बढ़ाने में विशेष सहायता दी। पं० महावीरपसाद 
द्विवेदी के सतत प्रयलों से खड़ी बोली कबिता ने इतनी शक्ति संग्रह की कि वह अत्र 
आन्तरिक संघ्पों ओर मानसिक इन्दों को प्रकट करने में समर्थ हो सकी और छाया- 
बाद का सच्ची अभिव्यक्ति दे सकी ) 
छायावाद वास्तव में हृदय की एक अनुभूति है। वह भौतिक संसार के क्रोड़ में 
प्रवेश कर अनंत जीवन के तत्व ग्रहण करता है और उसे हमारे वास्तविक जीवन से 
जोड़कर हृदय में जीवन के प्रति एक गहरी संवेदनो और आशाबाद प्रदान करता है। 
कबि को ज्ञात होता है कि संसार में परिव्याप्त एक महान और दैवी सत्ता का प्रतिविम्ध 
जीवन के प्रत्येक अंग पर पड़ रहा है और उसी की छाया में जीवन का पोषण हो 
रहा है। एक अनिर्बचनीय सत्ता कण-कण में समाई हुई है। फूल में उसकी हँसी, 
लहरों में उमका बाहुअन्धन, तारों में उसका सकेत, भ्रमरों में उसका गुजार और सुख 
में उसकी सीम्य हँसी छिप्री हुई है | कवि कौतृूहलमयी जिज्ञासा में उस हँसी को, उस बाहु- 
प्रन्थन को, उस संकेत को, उस गुजार को और उस सौम्प हँसी को पहचानना चाहता 
है।इस संसार में उस देवी सत्ता का दिग्दर्शन कराने के कारण ही इस प्रकार की 
कविता को छायावाद की संशा दी गई। इस सम्बन्ध में श्रीमती महादेवी वर्मा का 
कथन है : | 
'छायावाद ने मनुण्य के छदय ओर प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल दिए 
जो प्राचीन काल से विम्ब-प्रतिविम्ध के रूप में चला आ रहा था ओर जिसके कारण 
मनुप्य को अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पढ़ती थी। छायावाद 
वी अड्ृति घट, कृप श्रादि में भरे जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट 
एक मद्प्राण इन गई; अतः अत्र मनुष्य के अश्र, मेघ के जलकण और प्रथ्वी के ओस- 
विन्दुओं का पक दी कारण, एक ही मृल्य है । प्रकृति के लघु तृण ओर महान वृक्त, 


जम 
प्र्ट 


कोमल फलियाँ और कठोर शिनाए अ्रस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निश्रिड्ट अंधकार 
ओऔप उप्पमल विय त-रेया, मानव की लघुता, विशालता, कामलत 


हि कक 
निश्यलता शीर मो 


५ ता, कठोरता, चंचलता, 
आन का केवल प्रतिविस्ध न होकर एक ही विसद से उ्नक्न सहो: दर, 
है। जाए ग्रह की अनेकरूपता में, परियर्तनशील विभिन्नता में कथि ने ऐसा तारतम्य 
टिजने से प्रशम डिया डिसका एक छोर किसी असीम चेतन और दूसग उसके ससीम 


ऋॉपीकी न १ 


3 


छायावाद का अभाव--कविता पर 


हृदय में समाया हुआ हे, तब प्रकृति का एक-एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व लेख 
जाग उठा [' 
शी प्रसाद ने सबसे पहले झॉँयू! में छायावाद का रूप प्रस्तुत किया | उसके कादर 
छेद सुनिए : 
इस करुणा कलित हृदय में 
क्यों विकल रायनी बजती 
क्यों हाह्कार स्वरों में 
वेदना अत्तीम गरजती 
अमभिलापाओशं की करवट 
फिर सुप्त व्यथा का जगना 
सृल्त का सपना हो जाना 
भीयी पलकों का लगना 
मंका ककोर यर्जन था 
विजली थी नीरद माला 
पाकर इस थुन्य हृदय को 
सबने आ डेरा डाला 
शशि मुख पर घूँघट डाले 
अंचल में दीप छिपाये 
जीवन की गोधूली में 
कोतूहल से तुम आये 
आदि | पं० सुमित्रानन्दन पंत की 'मोन-निमंत्रण' कविता छायाबाद का सर्वोत्कृष्ट 
उदाहरण है | कुछ छंद उसके सुनिए. : 
स्तच्ध ज्योत्स्ना में जब संसार 
चकित रहता शिशु सा नादान 
विश्व के पलकों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब स्वप्न अजान 
न जाने नक्षत्रों से कोन 
निमंत्रण देता मुझको मौन 
सघन मेघों का भीसाकाश 
गरजता हे जब तमसाकार 


छ्दे 


औन्क 


विचार-द्शन 


दीघ भरता समीर निएद 
प्रखर करती जब पावस ' 
न जाने तपक तड़ित्‌ में ९ 
मुझे इंगित करता तब र 
इसी प्रकार श्रीमती महादेवी जी की कुछ पंक्तियों देखिए 
तिमिर में वे पद-चिह्ठ मिले 
युग युग का पंथी आकुल मन 
बॉँध रहापथ के रजकरण चुन 
खातों में रूचे दुस के पल 
वन वन दीप चले 
तिमिर में वे पद-चिह्न मिले 
अलसित तन में विद्युत सी भर 
बर चनते मेरे श्रम-सीकर 
एक-एक आँसू में शत-शत 
शतदल स््रप्न खिले 
सजनि, प्रिय के पद-चिह्न मिले 
इस संग्रंध मे मेरी भी एक कविना है : 
ग्रिय, तम भूले में क्‍या गाऊँ 
जिस ध्वनि में तुम बसे उसे 
जग के कण करण में क्या विखराऊँ 
शब्दों के अधखूले द्वार से अमिलापाएँ निकल न पाती | 
उच्चवासों के लथू लघू पथ पर टच्छाएँ चल कर थक जाती || 
आह, स्तप्न संकेतों से में 
कसी तुमझों पास बुलाऊँ 
बुद्वी-यूरगि की एक लटर से निशा वह यई डूबे तारे 
द्यश्च-विन्द में दब डूब कर हय-यारें ये कभी ने हारे 
दुस यी इस जाय्ति में कैसे 
तृग्टें उया का म# यूल पार्ऊँ 
प्रिय, तुम बूले मे कया गार्ऊ 


मच + 


छायावाद का प्रभाव--कविता पर 


इस प्रकार छायावाद ने हिन्दी कविता में एक नवीन-शैली प्रचलित की | एक तो 
हिन्दी साहित्य में रहस्यवादी महाकवि कबीर, सूर ओर जायसी की परंपरा ने और दुसरी 
ओर महाकविः रवीन्द्रनाथ “ ठाकुर की नोबुल-पुरस्कार प्रास गीतांजलि' ने खड़ी बोली 
हिन्दी की इस शैली के प्रसार में विशेष सहायता दी | सन्‌ १६१६ में समास होने वाले 
विश्वव्यापी महायुद्ध की प्रतिक्रिया ने भी भारतीय जनता की मनोबृत्ति को भौतिकवाद 
की ओर से मोड़कर आत्मा की अनुभूतियों की ओर अग्रसर किया और ब्रीसबीं 
शताब्दी की दूसरी दशाब्दी में महाकत्रि प्रसाद, पंत, निराला, नवीन, महादेवी और 
माखनलाल चतुवेदी इस क्षेत्र में प्रशंसनीय रचनाओं की स॒ष्टि करने लगे | 

छायावाद ने हिन्दी कविता को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। उपयुक्त 
उद्धरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि छायावाद ने हिन्दी कविता के न केवल भाव- 
पक्त को किन्ठ भापा-पक्त को भी अत्यन्त सोष्ठव प्रदान किया है। जहाँ भाव-पत्ष 


' अनुभूति में मनोवैज्ञानिक ओर प्राकृतिक चित्रों से परिपूर्ण हो गया है वहाँ भाषा भी 


भावों के अनुकूल अत्यन्त मधुर एवं संगीतपूर्ण हो गई है। छायावाद ने वास्तव में हिन्दी 
कविता को काव्य की उच्चतम संभावनाओं से संपन्न कर दिया है। डच्चकोटि की 
कल्पना, प्रकृति के रहस्त्रों का उद्घायन, सुख-दुख की एक तीत्र संवेदना, सौन्दर्य का एक 
आलोकमय दृष्टिकोण और चित्रात्मकता छायावाद की विभूतियाँ हैं जो खड़ी त्रोली हिन्दी 


कविता को प्रास हुई । 


कई प्रगतिवादी आलोचकों ने छायाबाद के विरुद्ध अपना मत देते हुए, यह 
कह दिया है कि छायावाद का थुग समाप्त हो गया ओर अन्न प्रगतिवाद का युग आ 
गया है। किन्तु ऐसे समालोचकों ने छायावाद का वास्तविक शअ्र्य नहीं समभा है। 
साहित्य के दो भाग हुआ करते हैं। प्रहला तो साधना-सम्मत जिक्षमें युग-युग की 
परंपराओं को पोषित कर जीवन के परिष्कार का दृष्टिकोण रहता है और दूसरा परिस्थिति- 
सम्मत जिसमें समसामयिक आवश्यकताओं की प्रेरणाएँ आन्दोलन किया करती हैं। 
छायावाद ओर रहस्यवाद प्रथम कोटि में आते हैं और प्रगतिवाद दूसरी में | मैं साहित्य 
के स्वस्थ जीवन के लिए दोनों को आवश्यक समभता हूँ | छायावाद सभी साहित्यों में 
ओर सभी कालों में पाया जाता है । उसे,मैं. आत्म-परिष्कार का सब से बड़ा साधन 
समझता हूँ | वह मानवता का एक चरम लक्ष्य-विन्दु है जिसमें जीवन की जड़ परिस्थितियों 
से उठकर विशुद्ध जीवन की शक्तिमयी अनुभूतियाँ प्राप्त होती हैं जिनसे मनुष्य युग- 
युग के आधातों को सहन करता हुश्रा दृढ़तापूवेंक अपने विकास-पथ, पर अग्रसर होता 
है। मानवता के इतिहास में छायावाद इसी प्रकार आगे चलता जायगा और जिस 


+ १8 


विचार-दर्शन 


प्रकार सहन्नों वर्ष पूर्व वेद की ऋचाओं में यह छायावाद ओर रहस्यवाद था उसी प्रकार 
आज से रुहस्तों वष बाद भी किसी दूसरे रूप में यह छायाबाद ओर रहस्यवाद्र होगा । 
इसके साधन भिन्न होंगे, इसकी भाषा मित्र होगी किन्तु इसकी भावना किसी प्रकार भी 
मिन्न न होगी । | 


( रेडियो के सीजन्य से ) 


किताबों की बातें 


आज मेरे सामने कुछ पुस्तकों की समालोचना का विषय है। मैंने इस संभंध 
में तीन पुश्तक चुनी हैँ । इन पुस्तकों के चुनाव में भी एक विशेष इृश्टिकोण है। जहाँ ये 
युस्तके अपने विपय की दृष्टि से साहित्य की विब्रिधता उपस्थित करती हैं वहाँ वे लेखनें 
की विशेषताओं की ओर भी संकेन करती हैं। हमारे साहित्य की प्रत्येक शैली में श्र 
प्रीड़ रचनाएँ होने लगी हैं ओर हम अपने साहित्य को अब अन्य भाषाओं के साय 
के सामने नित्संकोच एव सकते हैं | 

सबसे पहली पुत्तक भारतीय विचारधारा में आशावाद! है जिसके लेखक 7० 
मोहम्मद हफ़ीज़ सैयद एम. ए..ढ, पी-एच. डी., डी. लिट, हैं। यह पुत्तक दा० हृफी.। 
सैयद साहब के अंग्रेजी में लिखे गए निद्ंध का /दंदी रुयान्तर है । रूपान्तरकार %! 
छुंगालाल मालबीय एम. ए. हैं, ओर प्राक्कथन-लेलक रावराजा रायब्रद्ादुर दा 
श्यामब्रिद्दारी मिश्र, एम- ए..ढ, डी. लि, । जहाँ मूल के लेखक ने खोज के साथ भारतीय 
विचारधारा का आशामय दृष्टिकोण उपस्थित किया है वहाँ खरूपान्तरकार ने अगसे 
अनुवाद में भाषा को स्वाभाविक ओर ग्रवाद सहित लिखने का प्रवत्त किया है '्प्रीर 
प्रावकथन-लेखक ने दोनों ही के परिश्रम के सम्बन्ध में अपनी विद्वत्तापूर्ण सम्मति लिग्ी 
है। लेखक ने भारतीय दर्शन का गददरा अध्ययन कर अपने दृष्टिकोण को नितान्त मौलिक 
रूप में रक्खा दे | सबसे पहले में लेखक की प्रशंसा इस बात में करना चाहता हूँ कि 
उन्होंने साम्प्रदायिक संकीर्णता से उठकर भारतीय दर्शन के तत्व को पहिचानने फी 
चेश्र की है| जो शञान मानव-समाज के लिए जल, वायु ओर सुगंधि के समान हितकर 
है, उसमें संकीर्ण संप्रदायों का मेद कैसा ? डा० मोहम्मद दृफ़ीज सैयद ने जैसे समस्त 
देशवासियों के सामने इस बात का आदर्श रक़्खा है कि एक धर्म वालों को दूसरे धर्म 
बालों के ज्ञान का आदर किस प्रकार करना चाहिए | जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके 
लिए प्रकाश है अन्यकार नहीं, उसी प्रकार ज्ञान सदैव महान्‌ है चाहे वह किसी भी धर्म 
से क्यों न आया हो | 

प्रोफेसर जेम्स सली ने अपनी पुस्तक 'पैसिमिज्म' में भारतीय आयों के दाशनि-र 
बिचारों में घोर निराशावाद का उल्लेख किया था, इसी प्रकार प्रोफेसर मैक्समूलर ने भी 
हिंदू दार्शनिकों की इृष्टि में जीवन को स्वप्नवत्‌ या भारस्वरूप ही मानकर अपने मत 

छ 


विचार-दर्शन 


का प्रचार किया था। डा० एलब्र्ट सवीट्जर ने अपनी पुस्तक क्रिश्चियेनिटी एंड दि 
रिलीजंस अबू दि वल्ड! में भारतीयों की धार्मिक प्रद्नत्ति को नैरश्यपूर्ण मानते हुए; कद्दा 
या; चूंकि भारतीय एक अतीन्द्रिय शुद्ध और पवित्र देवलोक की कल्मना करते है) 
इसलिए, वे भौतिक जगत्‌ में विकास की संभावना पर विश्वास नहीं रुखते। इस प्रकार 
भौतिकवाद में पूर्ण रूप से सने हुए. पश्चिम के विद्वानों ने जीवन में संघर्ष करने वाली 
अपनी आशामयी प्रद्गत्ति की डींग हाँकते हुए भारतीय विचारधारा को धोर निराशावादी 
सिद्ध कर दिया था। डा० मोहम्मद हफ़ीज सैयद ने इस चैलेंज को स्वीकार किया ओर 
उन्होंने भारतीय दर्शन के सभी महान ग्रन्थों का अध्ययन कर यह सिद्धान्त संसार के 
सामने रक्‍्खा कि भारतीय दर्शन जहाँ एक अनन्त जीवन में विश्वास रखता है, वहाँ 
बह इस भौतिक जीवन में कर्मयोग की व्याख्या भी करता है जो संसार के दशनों में 
अद्वितीय है। उन्होंने सर्बप्रथम मारतीय विचार-धारा के मूल सिद्धान्तों की विवेचना की 
है जिसके अन्तर्गत विविध उपनिपदों मे॑ दिए हुए, ब्रह्म, इश्वर, पुनर्जन्म, लोक, दृश्य 
और अदच्श्य, आश्रम-चतुष्टय आदि के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है। उन्होंने जो तत्व 
खोज निकाला है वह यह है कि यत्रपि हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों ओर वादों म॑ विभाजित 
हो गया है तथापि उसमें ब्रह्म की जो व्याख्या की गई है वह आत्मान्तयामी अमृत के 
रूप में है, वह आत्मा है, अन्तयामी है और अमर है। वह जीव को ब्रह्म के निकट 
तक ले जाकर उसी की विभूतियों से पूर्ण कर देता है, फिर निराशा कैसी ? जो जीव 
ब्रद्ष का अंश है वह पूर्णता प्रात करने के लिए, कर्म में प्रयल्लशशील होता है। इसी 
कर्म करने में जिस कुशलता को ब प्राप्त करता है वही कर्मबोग का आधास्स्तंभ है, 
अतः जब्र निप्काम-माब तथा कुशलता से परम पद की पाप्ति के लिए मनुष्य कर्म में 
प्रवत्त होता है तब अकर्मण्यता और निराशा कैसी ? लेखक ने वैदिक दृष्टिकोण में ही 
नहीं प्रत्युत बौद्ध और जैन दर्शनों में मी आशाबाद का संदेश पाया है | चोद्ध दर्शन से 
लेखक ने जो सिद्धान्त निकाला है वह इस प्रकार है : ४ 

जिस प्रकार सत्र नन्ञत्रों की ज्योति मिलकर भी चन्द्र की ज्योति के सोलहदें 
अंश तक नहीं पहुँचती, उसी प्रकार मनुष्य के सत्र सत्कर्म मिलकर भी हृदय के 
उद्घास्लस्प प्रेम के सोलहवें अंश को भी नहीं पा सकते | जिस प्रकार मेब-रहित 
आकाश में सूर्य उदय होता, चमकता ओर प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित और ज्योतिर्मय 
कर देता है उसी प्रकार छदय का उद्घारक रूप प्रेम मनुष्य के सत्र गुणवान कमों से 
श्रेष्ठ और उन्हें भासमान, प्रकाशमान तथा ज्योतिर्मय करता है । है 

इसी प्रकार लेखक ने जैन दर्शन से भी अपना निष्कर्ष निकाला है। वे कहते हैं : 


किताबों की बातें 


जैनियों में बड़ा कठोर संयम है | उसकी कठोरता आचरण संबंधी नियमों से 
ही प्रकट हो जायगी | एक साधारण जैनी के जीवन की प्रथम अवस्था जैन मत में चुद्धि- 
संगत और विचारपूर्ण भाव से श्रद्धा रखना है और दूसरी अवस्था तब आती है जब वह 
प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी जीव की हत्या नहीं करेगा, भ्ूठ से दूर रहेगा आदि | 
इन सभी गुणों को केवल एक शब्द अहिंसा? के अंतर्गत माना गया है। “किसी को 
दुश्ख न दो यह केवल एक निेधात्मक आदेश नहीं है, वरन्‌ इसमें सेवा का भाव भी 
सम्मिलित है | | ; 

इस प्रकार लेखक अपने दृष्टिकोण को पुष्ठ और प्रमाणित करने में पूर्ण सफल 
हुआ है। लेखक का सिद्धान्त सत्य भी है। जिस दर्शन में हे प्रभु, मुझे अंधकार से 
प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर ओर मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो' जैसी 
प्रार्थना है, वह दर्शन निराशावादी हो ही नहीं सकता । 

इतने सुंदर अन्थ में दो एक दोप अवश्य आ गए हैं। पहला तो यह कि 
इसमें जैन द्शान की जैसी समीक्षा होनी चाहिए वैसी नहीं हो सकी | जैन दर्शन के थोड़े से 
सिद्धान्तों का आश्रय लेकर ही लेखक ने अपने निष्कर्ष निकाले हैं और दूसरा दोप यह 
है कि इस ग्रन्थ में विचारों की पुनराइत्ति अधिक पाई जाती है। लेकिन संपूर्ण पुस्तक 
का महत्व देखते हुए, इन दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए | अन्त में हम डा० 
मोहम्मद हफ़ीज्ञ सैयद को ऐसी सुन्दर पुस्तक लिखने पर बधाई देते हैं । पुस्तक 
१७६ प्रृष्ठों में समास हुई है और नवलकिशोर बुकडिपो, लखनऊ से प्रकाशित है । 

वूसरी पुस्तक है 'भस्माइत चिनगारी' जो पन्द्र ह कहानियों का एक सुदर संग्रह 
है | इसके लेखक श्री यशपाल जी हैं जो आधुनिक कथा-साहित्य में काफ़ी ख्याति अर्जित 
कर चुके हैं| पुस्तक का नामकरण पहली कहानी के शीर्षक से ही हुआ है | अपने इस 
कहानी-संग्रह की भूमिका में श्री यशपाल ने अपने कला संबंधी इृश्टिकोण को स्पष्ठ किया 
है | वे लिखते है : 

कला और साहित्य का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में मनुष्य में नैतिकता और 
कर्तव्य की प्रद्धत्तियो की चिनगारियों को भावना की फूँक मारकर सुलगाना ही रहता है। 
अंतर रहता है, हमारे विश्वास ओर दृष्टिकोण में | कभी हम समभते हैं इन चिनगारियों 
से निकली ज्वाला प्रकाशकर मार्म दिखायेगी, कभी हम समभते हैं यह ज्वाला हमारे 
समाज की रक्षा करने वाले घर को फूककर राख कर देगी ।* 

लेखक ने अभी तक मान्य सिद्वान्तों और वस्तुस्थितियों के दूसरे पहलुओं को 
दिखलाने का दृष्टिकोण इन कहानियों में रक्खा है | नैतिकता का जो आदर्श और मान- 

छ६्‌ 


: विचोर-दर्शन : 


दंड हमारे पूर्वजों ने समाज -के सामने रक्खा था उसके : अतिरिक्त दूसरा दृष्टिकोण और 
मानदंड भी लेखक हमारे सामने रखना चाहता है।यह आदर्श श्रोर मानदंड 
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से तक॑ और नया के आधार पर 
उपत्थित किया गया है | - 
इसमें सन्देह नहीं कि श्री यशपाल ने अपनी कद्ानी-कला को ऐसी सजीवता 
ओर मौलिकता प्रदान की है कि वह मनोरंजन की सृष्टि करने की क्षमता रखते हुए, बढ़ी 
मर्म्य्शिनी हो उठी है। यशपालजी की प्रत्येक कहानी में एक ललकार है; एक चोट 
है । समाज को भककभोर कर जैसे उससे कहा गया है कि 'महाशय, आप वहाँ कहाँ चले 
जा रहे हैं, ज़रा अपने वाज़ू नजर डालकर यह महाकांड तो देखते जाइए. !! समाज को 
एक क्षण ठदरना पड़ता है ओर उसे लज्जित होकर लेखक को धन्यवाद देना पड़ता है | 
प्रत्येक कहानी का एक नैतिक उददं श्य है। भस्माव्ृत चिनगारी' में कला को साधना का 
वास्तविक दृष्टिकोण है, गुलाम की वीरता? में दासत्व में जकढ़े हुए मनुष्य का बीरता के 
लिए, दंडित होना है, महदादान' में धनिकों की स्वार्थसाधना का आडंबरपूर्ण धन दान 
में छियाया जाना है, गवाही में मनुष्य की चरित्रहीनता की प्रतिक्रिया है, 'बफ़ादारी की 
सन में गप्ट्रीयता के कावर नेता पर चोट है, 'वान हिंडनवर्ग' में मुख्य अ्रध्यापिका की 
श्रपेन्ना स्कूल के माली के आत्म-गोर्त की कलक है, भाग्यचक्र' में तिरस्कृता युवती की 
साथ किस प्रकार बाज़ार के घाद लगती है, पुरुष भगवान में प्रेम की प्रेरणा को 
महाशक्ति को पुरुष ने किस प्रकार संस्कारों में दबा दिया है, देवी का वरदान! में धार्मिक 
प्रिश्वासों में पारिवारिक जीबन की असुविधा पर कैसा व्यंग्य है, इस टोपी को सलाम! में 
गस्रीयता के आतंक की बात किस दंग से कही गई है, यह सराहनीय हे। सत्य का मूल्य 
में सम्राद श्री दर्षपद्ध न की सभा भी सत्य के आगे तुच्छ दो गई है। सश्रादत' में नारी के 
भान्दर्य की चिस्न्तन भावना पर संकेत किया गया है। साग में दासत्य की विवशता है 
थहाड़ के छुला में मेतिकता के प्रति घोर अन्याय का एक सजीब स्मृति-चित्र है ओर 


3५ 


४,९०७ वी हाय डॉ पैेश्यर >> 55 न्याय पर व्यंग्य ड्छै 
घोड़ा की हाथ में इश्वग के न्याय पर व्यग्य ६। 


यशयालजी की सभी कहानियाँ अपने दृष्टिकोण में सफल हं किन्तु मम्माइृत 
खिंगारी', सुलाम की मीरा, सदादान, बचाने हिन्टनत्रर्ग! सत्य का मूल्य आर पहाड़ का 
लाता खेलिफ की अमर कहानियाँ ६ । इन कदानियों में नतिक ओर सामाजिक परंपराश्रों 
के प्रति कहीं परिदास ई, कीं व्यंग्य है और कहीं भरपूर आक्रमण है| बशपालजी ने 
। का समस्या की उसके प्ररे तब्यवाद के साथ उप्रम्धित किया है किन्तु अश्लीलता की 


तन 2 
६ 


टाइल की नहीं आ पार्ट है । इन कहानियों में जहाँ आधुनिक नतिकता मे संशोधन करने 
हर0 


हसन >क्‍रनाओप्ऋ 


फ़िताबों की बातें 


का स्पष्ट आदेश है,बहाँ कला के रूप की भी पूर्ण रक्षा है। भाषा अत्त्यन्त स्वाभाविक और 
भावों की तीव्रता को स्पष्टकरने वाली है। कुछ व्यंग्य देखिए, कितने तीम हो उठे हैं 

१. जो कम्पख्त कमीन गुलाम होकर जन्मा है वह बीरता क्या करेगा ? करेगा 
तो उसका दंड पायेगा । ( गुलाम की बीरता ) 

२. बिनीत स्वर में अकिंचन भाव से सेठजी ने उत्तर दिया---मैं क्रिस लायक 
हूँ. . सब भगवान का ही है. . .उन्हीं के अ्र्पण है. . .किस लायक मनुप्य है। (महादान) 

३. अपने ही स्थान पर खड़े रह दिननंक ने कर जोड़, सिरः कुका बिनय की-- 
पृथ्वी के पालक धर्मराज भ्रप्नाद - क्षमा करें, सत्य का मूल्य मेरे प्राण हैं, एक लाख 
मुद्रा नहीं। (सत्य का मूल्प ) 

भाव की अभिव्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखिए : 

पीढ़ियों से दबी निर्त्नल की घुणा ओर प्रतिदिंसा ऐसे उछल पड़ी, जैसे कोई 
फालादी र्प्रिंग कब्जे से निकलकर उछुल जाय । पीढ़ियों तक भूल न मिटने ओर 
आवश्यकताएँ पूर्ण न होने से आत्म-विश्वास ओर गोंरब खो चुके, ऊसर में उगे पीधों 
जैसे बेपनपे गठियाये से लोग गरूर ओर सरूर में द्वाथ-पाँच फेकने लगे। जैसे चीटियों 
का दल सदा उन्हें खाती रहने बाली गिरगिट का सिसकता शव पाकर उस पर टूट पड़े, 
चढ़ बैठे, वैसे ही सदा से चस्त दलित रहने वाली मनुप्यत्व को खो चुकी प्रजा अपने 
विश्वास में सितकते हुए अंग्र जी साम्राज्य के शव पर कूदने लगी | 

इसी ऋान्ति का स्वर सर्वत्र इस कहानी-स ग्रह में गूज रहा है। पुस्तक १४२ 
पृष्ठों में समाप्त हुईं है और विप्लव कार्यालय, लखनऊ से प्रकाशित हुई है। में समझता 
हूँ कि 'भस्माद्रत चिनगारी' की कद्दानियाँ हमारे साहित्य के कहानी-लेखकोंको कला के 
इस नवीन मार्ग पर चलने का आग्रद अवश्य करेंगी। 

तीसरी पुस्तक है 'छायालोक' | यह श्री शम्मूनाथ सिंह की चालीस कविताओं 
का सप्रह है। श्री शभनाथ सिंह का- प्रथम संग्रह रूपरश्मि! प्रकाशित हो चुका है जिसमें 
जीवन के प्रथम प्रभात में जीवन और जगत के सौंदर्य की रंगीनी थी | योवन की चढ़ती 
बेला में सत्य की पर किरणों ने उस रंगीनी को मिटा दिया। लेखक के शब्दों में 
छायालोक' का परिचय इस प्रकार है ः 

जीवन के पथ पर बढ़ते हुए कवि के सहज सुकोमल मन ने कलांत श्रांत होकर 
विश्राम चाह्य | उसे जीवन के सपनों की शीतल छाया अनायास ही मिल गई । मन को 
उस छाया में विश्वान्ति मिली | आगे की यात्रा के लिए शक्ति मिली | छायालोक॑ में 
उन्हीं श्रम और विश्राम के कणों की विविध अनुभूतियाँ अमिव्यक्क हुई हैं ।' 

यश 


विचार-दशन 


हु] 


इस संग्रह में अभिकतर वही भाव-भास ह जो दिंदी में छायासाद के नाम से 
प्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी है। आधुनिक युग में ज्ञो प्रततियाद की भाग चल पढ़ी हे 
उसके समर्थकों की आलोचना से बाण पाने के लिए. ही संभवत्तः कि की कहना पढ़ा 
है कि इन भूमियों में मन पलायन के लिए, नहीं, शक्तिसंचय के लिए, समा दें! शगस 
के संबपों पर लिखने के लिए वह अपनी अगली यात्रा की प्रतीक्षा ऋर रहा है | 
श्री शंभूता थसिंह की कविताओं में श्रधिकतर उस भावना का प्रसार द जो 
प्रेम में पूर्ण हो आत्मसमर्पण कर देती है ओर निराशा में उपालंभ और मनुद्वार का रूप 
लेती है | यों जीवन-दशन के संबंध मे कुछ सु दर ब्यंजनाएँ हैं किंतु थे. केकल यूक्तियों 
मे ही सीमित होकर रह गई है। प्रेम में आत्म-समर्पण की पंक्रियाँ देखिए : 
बहाआ नयों 
न जाने मुझे प्राण, क्‍या हो गया, 
मधुर स्वप्न बन आज में खो गया | 
अगर हैं भँवर से बचाना मुस्े, 
ग्रिये, धार में तो बहाओ न यों। 
>८ २ ५ 
ने जाने किघर से इधर आ गया. 
तुम्हारा मधुर स्नेह में पा यया। 
मदिर गीत सा आण में छा गया, 
अगर दीप सा है जलाना मुझे 
ग्रिये, अश्रु के घन उठाओ न यों, 
वहाओ न यों । 
इसी भाँति उनके जीवन-दर्शन के दो चित्र देखिए : 
पागल मन, मत भनुहार करो 
अम हो सकता वरदान नहीं, 
सच होते स्वप्न विधान नहीं | 
बुलचुले मँवर में जीवन के, 
चन सकते हैं जलयान नहीं | 
मेरे मन, जलन्माया से हट, 
अपने पर तो अधिकार करो । 
हर >( 2 


किताबों की बातें 


रजनी दें देती जो जलकर, 
' भर लो उनसे अपने लोचन। 
मत मनिर्मोही घन से मॉँयों, 
प्यासे सायर मधुमय जीवन । 
रोने बाले जो कुछ. मिलता 
हँसते. हँसते. स्वीकार करो, 
पायल सन संत सनुहार करों। 
दूसरा उदाहरण देखिए : 
कहाँ आ यया में 
न सेरी किसी को कभी थाद आई, 
न मेंने कमी दी किसी की दुहाई 
हृदय की व्यथा थी हृदय को सुनाई | 
बिना रंश्र की बॉधुरी में कभी था 
कि सहसा मधुर यीत की ग्रेँज बन कर 
घर व्योम के बीच लहरा गया में, 
कहाँ आ यया में | 
छायालोक! ७६ प्रृष्ठों में समाप्त हुआ है और युग-मच्दिर, उन्नाव से प्रक - 
हुआ है | 
कवि की रचनाएँ प्रोंढ हो चली है और इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि ' 
की साधना इसी प्रकार चलती रही तो निकट भविष्य में उसका नाम हिन्दी « 
साद्ित्य में श्रद्धा और आदर के साथ लिया जायगा | 


( रेडियो के सौजन् / ) 


८३. 


में व्यापारी बन गया 


में साहित्य का एक विद्यार्थी हूँ, किन्तु राज्यन्विभाग से आये हुए एक तार 
द्वाग मुझे एक व्यापारी का रूप मिला है। विद्यार्थी व्यापारी नहीं होता इसलिए मैंने 
कभी व्यापार नहीं किया । किन्तु उस तार को देखकर कोई भी कह सकता है कि में 
व्यापारी हूँ ॥ बात मनोरज्ञक है, सुनिये । 
में आजकल नामदेव के पदों का सम्पादन कर रहा हूँ । इस कार्य के लिए मैंने 
नामदेव के पदों के विविध संस्करणों! को खोजकर पदों के पाठ का मिलान किया । मैंने 
चेप्य की कि मद्यराप्ट्र प्रेस के संग्रहों. 'सन्‍्त-बाणी' की पोधियों, साम्प्रदायिक अस्थों और 
श्री गुर अस्थ साइब' आदि में श्राये हुए. नामदेव के पदों का तुलनात्मक विवेचन कर 
_ उनका सही पाठ निर्शरित करूँ। जब मेग यद् कार्य समाप्त हो गया तो मैंने पुस्तक 
प्रेस म॑ भेज दी | 
पुस्तक का छुयना प्रारम्भ नहीं हुआ था कि सुके ज्ञात हुआ कि जोधपुर राज्य- 
पुस्तकालय में नामदेव के पदों की एक प्राचीन प्रति है | जोधपुर में मेरे एक विद्यार्थी 
हूँ--शी कल्याणमल लोढ़ा, एम० ए० जो विलारा ( जोधपुर ) में माफी इंक्कायरी 
आशिसण हैं। मैंने पुस्तक का छुपना रोक कर उन्हें नामदेव के पदों की उस प्राचीन 
प्रति के सम्बन्ध मे लिखा । उन्हंनि पत्र द्वार मुझे सूचना दी कि राज्य पुस्तकालय की 
प्रति में नामदेव की कविता का केवल थोड़ा ही अंश मिला है। यद्यपि उसके अ्रक्षुर 
दी नरद से पढ़े नहीं ज्यते फिर भी उसकी प्रतिलिपि सावधानी के साथ कराकर मेरे 
पास भेजी श रही है । 
दूसरे दिग मुझे लोढाजी का एक तार मिला जिसमें लिखा थां-- 
ब,0६६67 छाणाएं, 065989078 300 शात5 79प3.? 
आझर्थांन दो पत्र मैने श्रायकों भेजा था, सह ग़लत है| तीन सी मन पैड (शायद 
गले के पाग़ह़ या पैर ) भेजा जा रहा हे । 


+ 


ञ 
बढ 
डर 


में 'वरी देर के दिए. लककर में पट गया। मुझे पैदस का व्यापार तो करना 
गई ह दत क्षेर पास बम्पर के फिसी ब्याथारी की तग्द ३०० मन पैदम की पहुँच का 
' मद एप | पढें बढ या काास का बरगडल भी हो सकता है लेकिन मैने लोढाजी 


के श्र 
छह 5 कप्लीर मी 4५ 3, 


पुर कभी मंगायी भी नहीं हैँ। झई के पैड की म॒के कभी ज़रूरत 


चर 
जकश ४5 घ् 


में व्यापारी बन गया 


नहीं ओर काग़ज़ का पैड आसानी से बाज़ार में मिल सकता है, उसके लिए. जोधपुर 
लिखने की आवश्यकता भी नहीं। और मगर लोढ़ाजी अपनी ग़ुरूमक्ति में आकर 
जोधपुर से अच्छे काग़ज़ पर मेरे नाम के पेड छुपाकर मेज रहे हैं तो तीन सौ मन का 
क्या होगा ! ओर तीन सौ मन का पारसल कैसा होगा ! मालगाड़ी का कोई वैगन शायद 
उन्होंने किराये पर लिया हो | लेकिन अगर में जीवन भर पत्र लिखें तो तीन सौ मन 
पैद खत्म नहीं होंगे। फिर पैड तो संख्या में लिखे जाते हैं, वज़न में नहीं। और 
लोदाजी को सूझा क्या है कि थे मेरे लिए एकबारगी तीन सौ मन पैड छपवा कर भेज 
रहे हैं! 

आध घण्टे तक सोचता रहा, कुछ समभ में नहीं आया। इसी समय मेरे शिप्य 
ओर मित्र श्री राधेश्याम शर्मा एम० ए० आये | उनके सामने मैंने तार रखा । वे बड़ी 
उलभकन में पढ़े । कुछ देर के सम्मिलित प्रयास ओर मनोरज्ञन के घाद, तार का मतलब 
समक में आया | 

लोढ़ाजी ने लिखा है कि जो पत्र मैंने झ्रापके पास भेज्ञा था, वह ग़लत है--- 
यानी नामदेव की कविता का थोड़ा अंश नहीं; अधिक श्रंश मिल गया है। ओर अत्र 
मैं नामदेव के ३०० सो पद मेज रहा हूँ। तार विमाग के कर्मचारी ने नामदेव के 
संक्तित रूप एनडी को एम डी कर दिया श्रोंर उसके साथ सम्बन्ध कारक की 
' विमक्ति एपासद्राफ़ी,एस (?8) को मिलाकर एम डी एस० अंग्रेजी के मांडस 
यानी मन के संज्षिपत रूप में लिख दिया | पद के अंग्रेजी रूप 08५88 के डी के बाद 
वाले 'ए? का लोप कर दिया और उसे 0208 जो पैडस के रूप में भी पढ़ा जा सकता 
है, लिख दिया | इस प्रुकार सरलता से मेरे पास तीन सी मन पैड पहुँचने की सूचना 
श्रा गई । 

कुशल हुई कि अजमेरवाले सेठजी की वही खो गई! का रूपान्तर बहू खो 
गई जैसा मेरे तार में नहीं हुआ ! इसके लिए. में किसे धन्यवाद दूँ, लोढ़ाजी फो या 
तार-विभाग के कर्मचारी को ? लेकिन यह मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरे 
नाम तीन सी मन पैड-मैजे जायें ओर उसकी सूचना सुके ऐसे चमत्कारपूर्ण तार से दी 
जाय ! भारतीय विद्यार्थी को अंग्रेजी की रोमन लिपि का यह प्रसाद है | मुझे व्यापारी 
का रूप देने के लिए. में भारतीय तार-बिमाग को धन्यवाद का तार मेज रहा हूँ । 





जीवन--मेरी दृष्टि में 


मैंने एक नाटक लिखा है| उसका नाम है त्सर्ग' | उसमें दो कैरेक्टर आपस 
में बात करते है, जीवन के सम्बन्ध में | एक कैरेक्टर है डाक्टर शेखर जो संसार का 
एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। जिसने मृत्यु के उस पार देखने की कोशिश की है और 
अपने 'एपराट्स' के सहारे मरे हुए आदमी को फिर श्रॉख से देखने मे सफलता पाई 
है। दूसरा कैरेक्टर है मंजुल जो डाक्टर शेखर की पोष्य-पुत्री है। मंजुल बहुत 
सीधी-सादी लड़की है ओर उसे डाक्टर शेखर की खोज से डर भी लगता है ओर 
आश्चर्य भी दोता है। मृत्यु के संबंध में बातें करते हुए. वे दोनों जीवन की गति-विधि 
पर शर्तें करने लगते हैं. ओर जन्न मंजुल्न केदती है-- अच्छा विताबी, अत्र में बहुत 
गंभीर बन जाऊँगी, अत्र नहीं हँयू गी” तो ड|० शेखर सोम्य भाव से कहता हमने 
से नुके कॉन रोकता है ? में यही तो सिद्ध करना चाहता हूँ कि यह जीवन सदैव हरा- 
भग दै । मुदुस है, मधुर ८ जेसे सॉद की हँसी, फूल की सुरंति, पत्ी का कलर | नदी 
की लद्दर जो हमेशा आगे बढ़ना जानती है। फैलती है, तो जैसे पलक खुल रही है. । 
और बंद पल भर में संसार का तट छू लेती है ।” 
टा० शेखर ने भरे हृदव के शब्द छीन लिए: हैँ ओर डाक्टर के स्वर म॑ मेंस 
स्स् गृज रह दै। जीवन सुन्दर है, मधुर है जेसे चाँद की हँसी, फूल की सुगंत्रि, पक्षी 
का कलर्व | नदी की लद्वर जो हमेशा आगे बढ़ना जानती है। फैलती है, तो जैसे 
पलक खुल रही है! और बद पत्र भर में संसार का तठ छू लेती है। मेरे विचार से 
गयन की परिमापा हससे अधिक क्या दो सकती है ? इसमें सुख है, सुगंधि है, रूप है 
आर दे ऐसी ग्रगतिशीलता जो अपने से निकल कर सारे संसार को छू लेती है । 
शानशस काल के पृष से लकर आज तक जीवन की लड़ाई बहतों ने लड़ी । 
हियी मे सझलत गई और किसी ने असफलता | साहित्य ने भी इस बात का प्रयक्ष 
लिया कि यह जीवन की अधिक से अधिक ऊँचे धरगतल पर ले जाय और बह केवल 
प्रयने ई गा लि सेउठ, बरनू समस्त विश्व को छूकर बूनीयसेल! था विश्यनीन हो 
श्थागा में संसार के बता की घलिमृ । यूरडास की यशोदा में 
|वाख््पमया माताओं के यो का स्पंदन #े | 


| 


डा 2800६ 93] ञ्ट्न गा | कि 


व. 


है] 
ब्क अड5 
कर, 


सबक. न्‍के 
ज५ 
४. लए 


इसलिए संसार के 
विन झयने आब में सीमित ने रहे, सन्‌ 


अशम #. 
ब्न्त्क 


जीवन--मेरी दृष्टि में 


वह अधिक से अधिक व्यापक होकर सारे संसार की गतिशीलता अपने भीतर भर 
सके | अधिक से अधिक व्यापक होने का भाव यह है कि संसार के सारे रूपों को सार 
रूप से ग्रहण कर बह छोटे आकार में बड़े आकार का गुण रख सके । जिस तरह इत्र 
या रूह फूल की सारी सुगंधि समेट कर एक बूँद में संसर के सारे फूलों का प्रति- 
निधित्व करता है उसी तरह जीवन भी सारे संसार की गतिशीलता को अपने मे समेट 
कर ससार को छोटे पैमाने में रख दे | इस सम्बन्ध में ईशाबास्योपनिपद्‌ के आरंभ में 
ही बड़ा सुन्दर श्लोक है : 

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्व जगत्यां जयत्‌ | 
तेन त्यक्तेन भुज्णीया मा शघर कस्यस्विद्धन॑ ॥ 

इसका अर्थ यही है कि जो सारा संसार है, यह ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। 
तू इस संसार के नाम-रूप आदि विकारों को त्याग कर वास्तविक या सच्चे तत्व 
का स्वाद ले । और किसी के धन की इच्छा मत कर | यह उदाहरण मैंने इसलिए, दे 
दिया है जिससे आप बह समझ सके कि अपने देश में जिंदगी को समझने के लिए 
कितनी बारीक नज़र से संसार को देखने की कोशिश की गई है । साहित्य और दर्शन 
दोनों ने ही जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देना स्वीकार किया है। वह किसी 
तालाब की तरह सीमाओं से नहीं घिरा हुआ है, वरन्‌ वह सूरज की किरण की तरह 
चारों दिशाओं में ज्योति लेकर फैलता है और वह इतनी गति लेकर चलता है कि 
मालूम ही नहीं होता कि वह यहाँ से वहाँ जा रहा है| सूरज निकला ओर प्रकाश फैल 
गया । सूरज की किरण कीड़े की तरह नहीं रेंगती | वह अनुभव की तरद्द संसार के 
हृदय में समा जाती है। इसी तरह में भी जीबन को कीड़े की तरह रेंगते हुए. नहँ 

देखना चाहता । में चाहता हूँ कि जीवन फूल की तरह खिले और सुगंधि की तरह 
ससार में समा जाय | 

में कबिता लिखता हूँ ओर नाटक भी । इन दोनों को लिखते समय मैं बार-बार 
: यह अनुभव करता हूँ कि में अपने मित्रों को ऐसी चीज़ दूँ जो किसी न किसी तरह नई 
हो और जो उनके मन की उत्सुकता बढ़ाती हुई उन्हें किसी सत्य या रहस्य से परिचित 
करा दे । यों तो सूरज की किरण ने अब किसी रहस्य को रहस्थ नहीं रहने दिया है 
फिर भी सामने से देखी जानेवाली चीज़ अगर किसी कोने से देखी जाय तो उसमें 
कुछ नवीनता मालूम देती ही है । इसलिए अगर कोई लेखक कुछ नवीनता उपस्थित 
ही करना चाहता है तो वह इृष्टिकोश के भेद से ही कर सकता है। इस प्रकार की 
नवीनता ,उपस्थित करते समय में प्रायः यही अनुभव करता हूँ कि सत्य' कंकाल की 
पड 


विचार-द्शन 


उपस्थित नहीं किया जा सकता, उसे'एक रूप देने की आवश्यकता 'हुआ करती 
है रूप कैसा होता है ? इंद्रियों के आकार का | यदि यह ईंद्वियों के आकार का 
"तो वह हाथ से छुश्रा जाता है या आत्मा से ? मैंने देखा है कि हाथ से छुए 
वाले रूप में अधिक आकर्षण है। आत्मा से छुए डानेत्राले रूप में कम आकषण 
केन्च पहले में नशा है, दूसरे में शान्ति है, पहले में ख़ुमार है, दूसरे में सुपुन्ति 
तैयावस्‍था तक ले जाने की शक्ति रखती है। अद्टारह जुलाई की शाम! नामक 
में उपा में इंद्रियों के रूप का आकर्षण है और राजे में आत्मा के रूप का । 
एल्क्रेंड पार्क के लान पर बैठी है। अशोक, उसका प्रेमी, उसकी केश-राशि के 
हुए, छोर में कोमल कलियों को क्रैद कर रहा है, सुन्दरता से सुन्दरता को बाँध रहा 
लेडी आब दि नाइट की सुर्गंधि जैसे उसके सामने अबने को हवा में खो देना 
॥ है । यूक्लिपटिस पेढ़ के पीछे से चाँद उन्हें देखता है, और उस वक्त कोयल 
| है कूक । दूसरी ओर साधारण बस्त्रों मं रंजे आती है श्रीर आते ही पहली 
वेद वह कहती है कि उसको बहन सृत्यु-शेया पर है ओर वह सहायता चाहती है | 
के करेक्टर में रूप की वासना हिमालय पर्वत पर चढ़ कर पकारती है कि में हैं 
जिसमें बावन की लालिमा है। गजे के कैरेक्टर में करुणा का सोन्दर्य है जो 
गेम में एक सिहरन पेंदा कर आत्मा में चस जाता है और मनुष्यत्व कहता 
मे तु्दार रज्ना करूगा। परिणाम होता भी यही है) राजे की करुणा उपा 
प की गनी बन जाती है। यही दृष्टिकोण जीवन का होना चाहिए। में जीवन 
थे के आकर्षण को कम नहीं समभझता। उससे जीबन में जागरण आता है | 
में जो कुछ भी आकर्षक है उसकी श्रोर ऑग्लें उठ जाना स्वाभाविक है| लेकिन 
यकता इस बात की है कि रुप का आदर्श आर मिशन! केवल इंद्वियों के आहरी 
तल तक ही न रहे, बगन्‌ इंद्रियों को पारकर वह आत्मा का तार हिला दे | हमारे 
के यूक्षी आर सत-कब्रियों ने जो मिलन ओर बिरह के चिन्न खींचे ई थे इंद्रियों 
पुकार से नं बसे, वे आत्मा की आवाज से बने हुए हैँ । रूप की सार्थकता भी 
| ऊपरी रूप तो केवल एक वार्निश या पालिश है 
क्या शररे है ? शुष्क घल का थोझ सा छव्ि-जाल । 
उस कि में ही डिप हुआ है वह भीपण कंकाल | 
इसलिए, यद स्पठ्ठ हे कि में जीवन की सौन्दर्य आर मु: का केख्द्र मानता है । 
उडडय का ह कती घूगना ने हो, जिसमे कभी बढ़ाया ने आय आर एर्श सु के 


अं दर 
आकर) 


॥ 45 हल से ॥। घु चला ने होने पाये । शाप एक दुबल् किसान को 
प्प्व्द 


जीवन--मेरी दृष्टि में 


लीजिए, । उसके जीवन में क्लेश है, दुःख है, भरपेट उसे माजन नहीं मिलता | जो 
कुछ भी उसने मेहनत से पैदा किया है, वह पारे की गोली की तरद चारों ओर बिखर 
गया है। आज उस पर जमीदार के कार्रिदे की मार भी पड़ी है | शाम को वह घर 
लौट कर आया। उसकी ख्ी ने ख़ुद भूखे रद मुदठी भर चने उसके सामने रख्त दिए 
ओर आँख में आँसू भर कर कहा--तुमने आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। 
यह खाकर थोड़ा पानी पी लो / जीवन का सारा सौन्दर्य इस बात में अपने आपको 
समेट' कर बैठ गया है और चने के साथ एक हे हुए. सकोरे में रखा हुआ दे । आप 
चाहें तो उसे वहाँ देख सकते हैं । किसान ने आधे चने खुद खाए और आधे बचाकर 
रख दिए हूँ | जब रात को उसकी ख्री पैर दबाने के लिए. आवेगी तो वह उसे वे चने 
अपने हाथ से खिलायेगा। 
इस तरद्द जत्र ,जीबन का यद्द रूप विपत्तियों के संघर्ष से बचकर आयेगा तो सुख 
को छेड़कर जगाना न भूलेगा | तमी जीवन हँसकर कहेगा--मैं जीवन हूँ । ऐसे जीवन 
को न तो ड्राइंगलम की आवश्यकता है और न गद्दोंदार कुर्सियों की | ऐसा जीवन यह 
भी न देखेगा कि क्रिसान की स्त्री गोरी है या काली । वह तो इन सत्र कालिमाश्ों से 
छुनकर आयेगा और तब्र मालूम द्वोगा कि वह जीवन चाँदनी की तरह सब्र तरफ से 
, अस्स रद्दा है । नदी की लद्दर की तरदद बढ़ रद्दा है जो कभी पीछे लोटना नहीं जानती, 
आगे बढ़कर सुख के तट को चुमना दी जिसका काम है| 
इस बिचार के सिलसिले में जीवन की प्रगतिशीलता का प्रश्न उपस्थित होता 
है। दो व्यक्तियों का जीवन कभी एक सा नहीं होता, इसका कारण क्या है? एक ही 
पिता के दो पुत्र एक ही तरह से पोषित होने पर भी एक-सा जीवन व्यतीत नहीं कर 
सकते | क्‍यों नहीं कर सकते ? इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को एकसी परिद्िथितियों का 
सामना नहीं करना पड़ता | जीवन के अनेक विभागों में नई-नई बातें पैदा रोशी ४ आर 
उन बातों के सुलकने ओर उलभकनने में सैकड़ों बातें ऐसी होती हैं जो काम गणग में +ये 
नहीं आ सकतीं | फिर स्वभावों की मिन्नता मी जीवन को नवेनये साँचों में धाधाय ४ | 
यदि प्रतिकूल परिस्थितियों को दवा दिया गया तो जीवन को मिशन ही अधूरा ८ थत्ता 
है । बात वैसी ही होगी जैसे किसी मरुस्थल में जाकर नदी अपना बहना भूत जान । 
जीवन की प्रगतिशीलता का तो तात्पर्य यही है कि वह रोकने और दबाने पाली सीई 
उभर कर और भी वेग से बहना प्रारंभ कर दे | जिस तरह पानी की धारा के 
एक पत्थर आ जाता है और पानी दायें-बायें होकर निकलता है या अपने गेग से पर्थर 
के ऊपर बहकर निकलते लगता है उसी तरह जीवन भी विपत्तियों के ऊपर श टीकर बदल 
, 5 











विचार-दर्शन' 


लगे । पत्थर की ठोकर से जिंस तरह पानी दूध की तरह सफेद होकर शब्द करता हुआ 
बहने लगता है उसी तरह विपत्तियों से जीवन को ओर भी निखरना चाहिए उससे ध्वनि 
निकलनी चाहिए कि मुझे पत्थर की चोट लगी है पर मैं उसे पारकर वह रहा हूँ | तभी 
जीवन की साथकता है ओर ऐसा जीवन ही आगे बढ़कर संसार फी सींचता हुआ 
प्रकृति ओर सप्टि के सागर में मिलता है। 
मैंने जीवन इसी तरह देखा हैं। चाँद ओर सूरज की तरह | बादल आते हैं 
उड़कर चले जाते हैँ । लेकिन सूरज प्रतिदिन निकलता है और आकाश पर दिन भर 
गज्य करके आगीर में चला जाता है |. उसका जीवन ही दिव्य और गोरवमय है | 
प्रातःकाल कंचन की थाली में उपा केसर लेकर उसका तिलक करने आती है ओर 
शायद कद्द देती है कि तुम्हें इतने बड़े आकाश की यात्रा करनी है। देखो, कहीं 
रास्ते में भमव्ककर दूसरी जगह मत चले जाना । सूरज इस संदेश से शक्ति प्राप्त कर 
अपने दिन की लंत्री यात्रा पूरी कर लेता है तो शाम को फिर उसका अभिनंदन होता 
है। उसके लिए चाँद का मंगल-कलश लिए हुए संध्या आती है और उसके पथ में 
लाल रेशम के वस्त्र व्रिद्धाकर स्वागत करती है। यही जीवन की सफल यात्रा है और 
सत्र के इस अस्त में निवाण की शांति है 
अब जीवन की केवल एक बात रह जाती है। वह है आकस्मिक घटना था 
चांसों की | में आकस्मिक घटना की ऐसा द्वी समभता हूँ जैसे वर्षा के बीच में बिना 
कोई सूचना दिए हुए, सूरज की किरण निक्रत आए, ओर उससे एक सुन्दर रंगों की 
कथिना लिए हुए इंद्रधनुप खिल जाब। श्रथवा बिना सोचे-समके लकड़ी का 
कीड़ा मर नाम का पदला अन्चर गा! लकड़ी का भेजन करते हुए उसी पर लिख दे | 
जी व्यक्ति भाखवादी ई व कहेंगे कि यह भाग्य का फल ही है | जो भाग्यवादी नहीं हैं 
परे कद सकने है कि भाई, यद् बात तो यों ही हो गई यद्यपि थे उसके कारण को 
ट्रेमानदारी के साथ नहीं देख सकते। वहाँ मे ने तो भाग्यवादी की प्रशंसा करूँगा न 
अमास्यपादी की निंदा । किंतु इतना अवश्य कद्द सकता हैं कि जीवन में ऐसी आक- 
श्मिक भद्माएँ कम नहीं होती। और ऐसी घटनाओं से मनुष्य को पूरा लाभ 
इंट्राला साहिफ ! 
में शक्ति आर पुरुषाय में पूण विश्वास रखते हुए. भी भाग्य में आस्था मानता 
८ इसग माउन में झुक संतोप का छदय ता ४। मनोवैज्ञानिक रूप से यही क्‍या 
इस | ४ हि सारी शक्ति लगा कर असफल होने पर निगशा का ज़हर हृदय में नहीं 
पर 05 गदरी संस लेकर कह गुजरता हूँ कि मरी क्रिम्मत में यही होना था | और 


सॉरी ० रे 


(तर 


जीवन--मेरी दृष्टि में 

वह हुआ । यदि उस समय मैं निराश हो जाता हूँ-तो जैसे में अपनी शक्षित की हत्या 
कर देता हूँ । 

में देखता हूँ कि मेरे चागें ओर फूल खिल रहे हैं, करने चहते चले जा रहे हैं 
और पहाड़ अपना माथा उठाकर मौन भाषा में कद्द रहे हैं कि हमारे छूद॒य में गुफाओं 
के गहरे घाव हैं. किन्तु हम खड़े होकर आकाश से बातें कर रहे हैं। सोन्दर्य, साहस 
ओर शक्ति के ये अग्नदूत मेरा पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं, मुके मेरे जीवन का रास्ता 
दिखला रहे हैँ | फिर मेरा जीवन फूल की तरह खिला हुआ, नि्केर की तरह प्रगति- 
शील ओर पहाड की तरह महान्‌ होने से कैसे रुक जायगा ? 


( रेडियो के सौजन्य से ) 


कविता का जन्‍म 


कविता कैसे लिखी जाती है ? यह प्रश्न कबि के लिए, जितना विचित्र 
आलोचक या पाठक के लिए. उतना ही कौतूहल-जनक | प्रश्न करने पर कवि * 
देगा कि मैं कैसे कहूँ कि मैं कविता किस प्रकार लिखता हूँ! विचार उठते हैं, 
उन्हें रोक नहीं सकता और कभी यहलते हुए, कभी बिस्तर पर लेटे हुए, शाम ६ 
घुंधली छाया में या उषा के खिलते प्रकाश में कुछ शुनशुनाता हूँ और कविता जिसे 
आप श्रेष्ठ कविता कहते हैं अपना रूप निर्माण कर लेती है। पाठक या आलोचक 
आश्चर्य में पढ़ जाता है। वह कहता दे : यह हो कैसे सकता है ! इतने सुन्दर विचार, 
ऐसी अमर कल्पनाएँ, ये स्मरणीय यूक्तियाँ इतनी आसानी से लिख कैसे जाती हैं ! कवि 
को न जाने कितना सोचना पड़ता होगा या उसकी साधना कितनी गहरी होगी! वह न 
जाने किस लोक में विचरण करता होगा, तभी तो वह भाषा को छूता है ओर भाषा 
कंचन बन जाती है। और वह अपनी समस्त कुतूहलता अपने प्रश्न में भरकर पूछता 
है--कविता का जन्म कैसे दोता है ? ऐसा ही प्रश्न आज मेरे सामने है | 

में सोचता हूँ: इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दूं। आप चाहते हैं कबि 
आलोचक बन जाय ओर अपने मुख को शीशे में देखकर अपने नाकनक्शे का वर्णन 
स्वयं करे, लेकिन वह श्रच्छे ओर बुरे का मापदंड कैसे निर्धारित करे ? हिन्दी साहित्य में 
मुलसीदासरी ही को लीजिए | उनकी कविता विश्व का शंगार है, वे मद्दाकवि हैं लेकिन 
लब उनकी कविता के संबंध में निर्देश आता है तो वे कहते हैँ :--- 


कवित विवेक एक नहिं मोरे, सत्य कहों लिखि कायद कोरे । 


तुलगीदास ने यद केबल मात्र नम्नतावश ही काग्म हो ऐसी बात नहीं है क्योंकि यदि 
खाय उसकी 'पिनयपत्रिका' ओर कब्रितावली' का उत्तरकांड पड़ें तो श्ञात हो लजायगा 
कि थे आपने विधय में कितनी सच्चाई ओर आत्मीयता के साथ अपने जीवन की 
समस्याओं पर प्रकाश डालते ई या आत्मनिंश के कितने स्पप्ठ भाव व्यक्त करते हैं । 
की ये; डद्िकींग से उसकी कविता क्या है शरीर ससार उसका क्या मूल्य समभता हे, 
था सूदसीरासदी की कयिता को देखने से स्पष्ट ही ज्ञात हो सकेगा | यो तो संसार में 
परनेग बलि पैसे भी ६ जो अपने को मद्ाकवियों की श्रेगी में रखते हुए. श्रपनी महानता 


धर 


कविता का जन्म 


की शोपणा करते हैं और जो उनकी सराहना नहीं करते वे मनुष्यता की श्रेणी से भी 
नीचे गिरा दिए जाते हैं । 

कविता के इतिहास में प्रथम कविता महर्पि वाल्मीकि के कंठ से क्रौंचवध के 
विपाद से नेत्र की अ्रश्रुधारा के साथ निकली कही जाती है, किन्तु संसार में कविता 
की सृष्टि उस समय से आरंभ हो गई होगी जन्र करुणा, आकर्षण ओर आत्म-समर्पण 
की तीनों (भावनाओं ने कवि के छूद॒य में एक ऐसी विहलता भर दी होगी जिसे वह 
अपने हृदय में सँभांल नहीं सका होगा और ये तीनों भावनाएँ त्रिवेणी की भाँति एक 
होकर भाषा के पथ पर बढ़ी होंगी | 

ः कविता का यही आदि खोत है। में यह सब्र आलोचक के नाते कह रहा हूँ, 

यदि कवि रूप से कहना पड़े तो उसकी मीमांसा करने का अवकाश मेरे पास न होगा | 
कविता कैसे लिखी जाती है यह सचमुच में ठेढ़ा प्रश्न है। इसका उत्तर केवल इस रूप 
में दिया जा सकता है कि कविता लिख चुकने के पहले या बाद मन की जो परिस्थिति 
रह जाती है उससे कविता लिखने के समय की परिस्थिति की कल्पना की जाय। जैसे 
बाढ़ के उतर जाने पर किनारों पर बने हुए लहरों के चिह्न रद्द जाये श्रौर उनसे लहरों 
के आन्दोलन की कल्पना की जाय | में इसी मार्ग के सहारे, संभव है, अपने मन का 
चित्र आपको दे सकू | 

अनेक बार ऐसा हुआ है कि बड़ी घटनाएँ मुझे प्रभावित नहीं कर सकी और 
छोटी से छोटी घटनाओं ने मुके लिखने के लिए, विवश कर दिया है | ऐसा क्‍यों हुआ 
है, में नहीं कह सकता । संभव है, मेरी मानसिक परिस्थितियों में बड़ी घटनाओं ले गहराई 
तक जाने की शक्ति न पाई हो और छोटी घटनाएँ मन में पूरी तरह पैठ गई हों । बात 
'कुछ वैसी ही रही हो जैसे पैँसिल बनाते समय चाकू लगने से उतना दर्द नहीं होता 
जितना अनायास आलपीन के चुभने से हो जाता है। जन्र तक खून उँगली पर नहीं बह 
निकलता तब तक तो चाकू का लगना एक तीखी कटन लेकर ही रह जाता है। लेकिन 
आलपीन के चुभने से तो रोम-रोम सिहर उठता है। उसी प्रकार छोटी घटनाएँ कमी- 
कभी दिल हिला देती हैँ, वे नावक के तीर की तरह गम्भीर घाव कर देती हैं । 

जैसे ही यह घटना हृदय पर आघात करती है वैसे ही मन में एक गम्भीरता 
आ जाती है, चाहे जितने विनोद की घटना हो | वह जब लेखनी से उतरने के लिए 
मचलने लगती है तो मन में गम्भीरता आ ही जाती है | क्योंकि तब वह विनोद अपना 
अंतरंग भाग अधिक से अधिक बढ़ाने की चेश करता है, अपना निर्माण करने लगता 
है और मन उसे स्वाभाविक से भी अधिक आकर्षक रूप देने के लिए कुछ सोचने 

धरे 


वि्षार-दर्शन 


लगता है । दूसरे शब्दों में यह कह लीजिए कि जीवन की बह स्वामाविक्ता कला को 
सह्दारा खोजने लगती है और अपने रूप को अमरत्व प्रदान करने के लिए बड़ी से बढ़ी 
भावना की भूमि पर फैल जाना चाहती है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि फिर आपके 
मन में विचार किस तरह आते हैं ? मैं स्वयं नहीं जानता कि विचार किस तरह ओर कहाँ 
से उठते हैं लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि घटना जब मन पर चोट करती है तो 
मन में विचारों की क्रिया और प्रतिक्रिया उसी तरह आरंभ हो जाती है जिस तरह 
ब्रारूद की बत्ती में आग लगाने पर आग बारूद के कणों को जलाते हुए आगे बढ़ने 
लगती है और बरारूद के कण जैसे उस आग को खींचते हुए अपने प्राणों 
तक ले जाना चाहते ह। विचारों में एक क्रान्ति सी होने लगती है ओर वे एक दूसरे से 
संघर्ष करते हुए आगे आने की चेश करने लगतें हैं | इस चेष्ा में ऐसा भी सम्मव हो 
जाता है कि तत्काल उठे हुए विचारों म॑ ऐसे विचार मी उठते चले आते हैं जो 
बरसों पहले किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष बटना-स्थल पर उठे थे। में यह 
तो कद सकता हूँ कि जब्र काश्मीर में प्रकृति की चित्रशाला में बैठ कर मैं हिम- 
दास लिख रहा था, उस समय प्रकृति का चित्र उपस्थित करते समय मेरे मन में वे 
स्मृतियाँ भी जाग उठी थीं जो मैंने बुंदेलखंड के पर्वतीय प्रदेशों के सौन्दर्य का अबलो- 
कन करते समय प्राप्त की थीं। ये स्मृतियाँ प्रधान चित्र की सहायिका मात्र होकर आती 
हूं शरीर संचारी भावों की तरह स्थायी भाव को बल देती रहती हैं। भावों के इन्हीं 
संबंधों श्रीर झ्ान्दोलनों म॑ मन लो जाता है ओर वह आनन्द में कूसने लगता है। 
य्रद आनन्द मन को समस्त परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है ओर वह भूल जाता है 
कि मैं क्या और कैस लिग्व रहा हूँ । तब भावनाएँ उसेकी स्वामिनी बन जाती हैं ओर बह 
एक स्देनोग्राफ़र की तरह अपनी स्वामिनी के भावों ओर शब्दों को ही नहीं, उसकी 
भकूदि-मंगिमा को भी लिखना चला जाता है। उसमें वह आत्म-विस्मृत हो जाता है 
तथा कविता और उसमें एक तादात्म्य-सा स्थापित हो जाता है। किर यह जिज्ञासा उठती 
2 हि कविता केसे बन जाती दे ! में यही कद सकता हू कि इन विचारों में डबकर जो 
मुख्य संवेदना कथि को मिलती है. उसी के सूत्र को पकड़ कर बह अपनी प्रधान भाव- 
साओों यर पैर रखता छुआ आगे बढ़ता जाता दे आर काव्य-रचना के शिखर पर पहँच 
जाता है। शिस प्रगगर भेरी छोटी जशिल्ली मिनी पर्लेंग से भूलते हुए. नमदे के एक छोर 
हर आपने तेज नाखून गड़ा कर ऊँचे पर्लेंग पर चढ जाती है। कबि को में ऐसी उपसा 
नए देना आटा था लेकिन बललुत्थिति का लित्र ऋुछ ऐसा ही है | ऊपर ले जाने वाले 
भा है के; हम में कक्पना शिना प्रयास ही आगे बड़ने लगती है श्रीर चित्र वैसे ही पूर्ण 


चर्चा 


कविता का. जन्म 


हो जाता है. जैसे शैशव के कोमल कछ्षणों में योवन की मादकता आ जाती हैं। जिस 
प्रकार समय की गति अग्रतिहत रूप से बिना किसी को जतलाए हुए. चलती. जाती है 
ओर हम चौंककर कह देते हैं, अरे इतनी जल्दी इतने वर्ष बीत गए, उसी तरह 
कविता शैशव की चपलता से उठकर अनायास योवन में सुसजित हो जाती है। यहाँ में 
उन कबियों की बात नहीं कहता जो 'जमक' को. जमाने के लिए या श्लेष का प्रवेश 
कराने के लिए, शब्दों की बनावट और उनकी ध्वनि को मन की तराज़ू पर तौलते रहते 
हैँ ओर शब्दों की प्रदर्शिनी सजाने के लिए. घंटों प्रयास करते हैँ। जो कविता का 
बरदान उसके स्वाभाविक रूप में पाते हैं वे तो कविता में उसी प्रकार बहते चले जाते 
है जैसे दीपदान में संजोया हुआ दीपक प्रवाह में नाचता हुआ चला जाता है | 

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो जायगा कि कविता का परिश्रम से कोई संत्रंध 
नहीं है | उसके लिखने में प्रयास करना तो वैसी ही त्रात मालूम होती है जैसी गोपियों 
ने उद्धव से कही थी : " 
हम तें हरि कबहूँ न. उदास, 
तुम सों ग्रेमकथा को कहियवों मनहुँ काटियो घास 

मेरे दृष्टिकोण से प्रेसकथा? के स्थान पर 'कविता' आसानी के साथ रखी जा 
सकती दे ओर परिश्रम करके लिखी हुई कविता घास काटने की क्रिया ही कही जा 
“सकती है। | 

कविता किस प्रकार लिखी जाती है इसका कुछ संकेत गोस्वामी तुलसीदासजी ने 
अपने रामचरितमानस' में किया है| वे लिखते हैं : 

हृदय सिंधु मति सीप समाना । स्वाती सारद कहहिं सुजाना | 
जो बरपे बर बारि विचारू | होहि कबित मुक्ता मनि चारू ॥ 

हृदय तो सागर के समान है, ,ओर मति या कविता की भावना सीप के समान 
है जो हृदय-सागर में द्रत्नी हुई है। काव्य की प्रतिमा या सरस्वत्ती स्वाती नक्षत्र के 
समान है | यदि इस अवसर पर सुंदर विचारों का जल बरस जाय तो उस भावना रूपी 
सीप में कबिता का मोती बन जाय | सीप में मोती का निर्माण एक अवसर-विशेष की 
ब्रात है ओर यदि कहीं सोभाग्य से ऐसा अवसर आ जाय तभी कविता की सृष्टि हो 
सकती है | श्रे.्ठ कविता भी संयोग से ही तनती है | वह भी प्रतिभा के किसी अवसर- 
विशेष पर जाग्रत होने पर । 

अतः मैं कबिता को एक देवी वरदान मानता हूँ जो किसी सुयोग से ही व्यक्ति- 
विशेष को मिलता है। यों तो लिखने में कितनी ही लेखनियाँ घिस गई हैँ किंत वास्तव 


€्‌श. 


विचार-दर्शन 


में वही लेखनी साथंक है जिससे श्रेंट कविता अनायास ही निकल जाती है। अपनी 
कविता के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है, किन्तु भावनातिरेक में मैंने 
जो कविताएँ लिखी हैं उनमें से एक कबिता उपस्थित करता हूँ : 
प्रिय, तुम भूले में क्या गाऊँ 
जिस ध्वनि में तुम बसे उसे जय के कण करा में क्या विखराजऊँ 
शब्दों के अपखुले द्वार से 
अभिलापाएँ निकल न पाती 
उच्छुवातों के लघु लघु पथ पर 
इच्छाएँ चल कर थक जाती 
आह, स्रप्न संकेतों से में केसे तुमकों पास बुलाऊँ 
ग्रिय, तुम भूले में क्‍या गाऊँ 


जुही सुरभि की एक लहर से 
निशा वह गईं डूबे तारे 
अश्रु-बिन्दु में डूब डूब कर 
हय-तारे ये कभी न हारे 
अपने दुस्र की इस जाम्नति में तुम्हें जया कर क्या सुस्त पाऊँ 
प्रिय, तुम भूले में क्या गाऊँ 
अन्त में मे यहां कहना चाहता हूँ कि कविता बिना किसी परिश्रम के आप से 
थ्रात्र हृदय में उठती & आर सत्रि के निरभ्र आकाश में चमकते हुए, तारों की भाँति 
पल कर सार आकाश को व्याप्त कर लेती है। किसी भी कारीगर को चाद्दे वह देवता 
है क्या ने & एकारक नारे का आकाश में ठोक कर जड़ने की आवश्यकता नहीं पढ़ती । 
ग़रे सारे एकसाथ ही निकल शथातें हैं जैस किसी ने स्लराशि के सामने का परदा 
“ता दिया दी आर हमानयी अग्धि इस साखये को देखकर आश्चर्यचकित हो गई हों | 


( रेडियो फे सीजस्य से ) 


मेरा दृष्टिकोण 


में अपनी कविताओं का संकलन आपके सामने रख रहा हूँ | इन कविताश्रों 
में मेरे जीवन की अभिव्यक्ति है श्र समय-समय पर ये कविताएँ लिखकर मैंने 
संतोप की साँस ली है । अपने मवयुवक जीवन से लेकर आज तक मैंने जो कविताएँ 
लिखी हैं वे उन क्षणों की रेखाएं हूँ जिनमें मेने जीवन की गति अनु भव की है--ऐसे 
जीवन की जो अत्यन्त पवित्र क्षण से उत्तन्न हुआ है। मैने कविता को एक अत्यन्त 
प्रवित्र अनुभूति के रूप में समझा है | इसीलिए मेने किसी हलके क्षण में कविता नहीं 
लिखी | अपने काव्य-जीवन के प्रभात में तो में स्नान कर कबिता लिखने त्रैठता था, 
आज जब मैं कविता लिखने बैठता हूँ तो जैसे पूजा की पवित्रता मेरी लेखनी की नोंक पर 
आ बैठती है | संभवतः यही कारण है कि में भीतिक़ श्गार की कोई कविता नहीं लिख 
सका या जीवन की उन चातों पर प्रकाश नहीं डाल सका जो पार्थिव जीवन के क्रोड़ में 
अपनी दैनिक गति से घटित होती रहती है । 

उल्लास की प्रथम कबिता उस समय लिखी गई होगी जब किसी सुकृमार शिशु 
को सुलाने के लिए ममतामयी जननी ने वात्सल्य से श्रांद्र स्वर छेड़ा होगा और प्रथम 
छुत्द की गति पालने के कूलने म॑ उत्तन्न हुई होगी । करुणा की प्रथम कविता उस 
समय बनी होगी जनत्र बादल में अपनी प्रियतमा की मूर्ति देखकर किसी प्रेमी ने उसे 
पकड़ने की चेश की होगी ओर बादल दूमरे ही क्षण अन्तरिक्षु के किसी कोने में दुत॒क 
गया होगा | कविता मानव-जीचन के अन्तराल से उसी प्रकार निकली होगी जैसे लज्जा 
से अरुणिमा | जीवन से अलग हटी हुई कविता साहित्य की सब्रसे बड़ी'निर्लज्जता है | 
जीवन के रंगीन और वास्तविक स्वप्तों के निर्माण में कविता की प्रेरणा है ओर जब 
इन सजीव स्वप्नों से रहित होकर कविता अपना प्रदर्शन करती है तत्र वह ऐसी अप्सरा 
हो जाती है जिसके पास केवल रूप ही रूप है, हृदय का उष्ण स्पन्दन नहीं | उसने 
आपने अस्तित्व को केवल रूप में ही लीन कर दिया है | प्रभातकाल की भाँति उसके 
प्रास केवल कंठ का कलर दे जो दो घंटों म॑ समास्त हो जाता है | रेशम के कीड़े की 
माँति उसने अपने ऊपर कोमलता का ताना-बाना गूंथ खखा है | वह उसे काटकार 
नहीं निकल सकती, वह उस कीड़े से भी हीन दे । साहित्य के शव पर बैठ कर कला का 
यह कापालिकत्व किसी कपाल-कुरंडला को वश में नहीं रख सकता | 


हम ६७ 


विचार-दर्शन 


मनुष्य के हृदय का साम्राज्य कितना व्यापक है ! संसार में फेले हुए किसी भी सब्द्र 
से अधिक इसकी परिधि है। किन्तु इस साम्राज्य की सीमा छूने का प्रयत्न भी हमारे 
विज्ञन का मोौतिकवाद नहीं करना चाहता | वद् अपने जड़वाद में पूर्ण रूप से सन्तुष 
है। यो उसने हमे दोवन की अनेक सुविधाएं दी हूँ किन्तु क्या उससे हमारी आत्मा में 
जाग्रति आ्रा सकी है ? इन्द्रियों के विषय उसके द्वारा हमें सहज ही ग्राप्त हो गए, हैं किन्तु 
क्या बासनाओं की पूर्ति ही जीवन का चरम उद्देर्य है? हमारी इच्छाओं की अंगृरी 
वेल को ऊपर चढ़ने का सहारा उसके द्वारा अवश्य मिला है किन्तु इससे हम मादकता 
के अतिरिक्त और क्या मिला ? हमने इसकी शक्षित से सांसारिक आनन्द के निर्जांच शव 
की गोद में उठा लिया है, उसके प्राण की उपेक्षा की है । मिट्टी के ढेले पर हम रीम 
गए है, उसके अन्तर्गत रंगीन फूल के बीज पर नहीं। स्पर्श का चस्मोत्कर्प हमारे लिए, 
प्रेम का प्रमाण-पत्र बन गया है | हम अपने स्वार्थ की रोटी खाकर बीमार होने की 
सीम[ तक पहुँच गए हैं ओर अबनी ओपधि में भी वही रोटी चाहते हैं | यह विज्ञान 
हमारे समस्त सुखों का कोपाध्यज्ष होना चाहता है; जीवन की इकाई में आडंबरों के 
शत्वय जोड़ कर वह सहखों का गरुमान करना चाहता है। वह इतना दुष्ट है कि संसार 
को बिगाड़ने के लिए ही आर-बार श्रनाता है। उसकी अग्नि से विनाश की अग्नि जल 
सकती है. किन्तु वह आश्चर्य का प्रकाश बन कर हमें आकर्षक किरणों से लुभाता है| 
अपने रेंखा-चित्रों में उसने ब्रह्म के लिए कोई चिह्न मी नहीं बनाया । केवल लम्भाई 
चीड़ाई और मोटाई में वह आत्मा को नापना चाहता है। वह ऐसी स्याही का धब्बा है 
जिसके नीचे आत्मा की रेखा छिप गई है। 

आवश्यकता इस शत की हे कि हमारा बुद्धिवाद सृष्टि के कण-कण में व्याप्त 
स्‍्नेद और पारस्परिक द्वित की मावना खोजे | वह श्रपनी हँसी के हाथों से जीवन का द्वार 
खोलना सीखे | लेकिन वल्ुत्थिति यह है कि मनुप्य मनुप्यत्व को भूल कर देवता होने 
की चेंद्रा में सज्ञस बनने जा रहा है| कुर्सी पर बैठकर बद्ध चपरासी को भूल गया है, 
मोदर पर चदकर उसे सद्गीरों से घुणा हो गई है, थियेट्गों में' जाकर वह अन्‍्धे 
गायह को बल गया दे | बह दँसता है लेकिन अपनी हंसी को नहीं समझ सकता | 
उसने अपनी दँसी में यद भी नहीं खोौझ कि यह किसने गुदगुदाया है! आज का 
मतुत्य बुद्धिवाद की कसीटी पर स्नेंद्र के फूल को कसकर परखना चाहता दै।। वह 
अपनी इन्द्रियों से आत्मा में चेतनता लाना चाहता है। किसी ने राख से भी कभी 
टीउक हजाया ६ ? 

अ्रत्र में एक जादूगर था। वह अफ़रीका के जलते हुए. ममस्थल की ज़मीन 
दमा हद 


है. प ४5 5 
मरा दाष्टरकास 


से कान लगाकर बग़दाद के फ़र्श पर चलने वाले प्रत्येक बच्चे के पैरों की व्थनि पहचान 
जाता था ओर शैतान लड़कों के नाम गिनाता जाता था। वह कहता था उसमें 
यह ईश्वर-प्रदत शक्ति थी। कवियों में भी यही शक्ति है| यदि वे भोतिकवाद की 
जलती हुई ज़मीन पर कान लगाकर हृदय की सरल ओर सूछरम ध्वनियाँ सुनना चाहें, 
तो सुन सकते हैं। उन्हें जीवन की कर प्रवृत्तियों से मनुप्यत्व का सन्देश निकालकर 
घोषित करना है। उनके ऊपर एक उच्तरदाथित्व है ओर इस बुद्धिवाद के युग में तो 
यह उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है | 
ग आत्मा की गूढे और छिपी हुई सोन्दर्य-ररशि का भावना के आलोक से प्रका- 
शित हो उठना ही 'कविता' है। जिस समय आत्मा का व्यापक सौन्दर्य निखर उठता 
है उस समय कवि अपने में सीमित रहते हुए, भी असीम हो जाता है। उस समय ऋण- 
क्षण में मैं' ओर सब में विपर्यय होता है । “में? चिरन्‍्तन भावनाओं में सब! का 
रूप धारण करता है और भावना के किसी विशेष दृष्टि-बिन्दु में सत्र! मैं! में आकर 
संकुचित हो जाता है। तत्र व्यक्तिगत भावनाएँ विश्व की समस्त गति में अ्रवाध रूप 
से बहती हैं ओर समस्त सष्टि का संगीत एक कण के कंपन में स्पन्दित होने लगता है । 
जिस दैवी क्षण में- कवि अबने को इस असीम प्रकृति में विलीन कर देता है उस समय 
सृष्टि के समस्त रहस्य उसकी वाणी में फूट निकलते हैं| वह अपनी भावनाओं के भीतर 
किसी प्रजापति को देखता है जो च्ाण-ल्षुण में संसार का निर्माण ओर विनाश करता 
है| रूप और ध्वनियाँ साकार ओर निराकार होती हैं, हश्य और अदृश्य उसे अपने 
संगीत से ओोतप्रोत कर देते हैँ । समस्त जगत हृदय में गतिशीलता भरकर तिरोहित हो 
जाता है, उसी गतिशीलता का नाम कविता” है। 
यह गतिशीलता ध्वनि ओर छुन्द में प्रकद होती है । प्रकृति के समस्त रहस्यों 
को अपनी पदावली में केन्द्रीभूत कर कवि स्वयं लश्टा के रूप में हो जाता है । वह संसार 
को उसके वास्तविक स्वरूप का सन्देश देता है | संसार को आश्चर्य होता है अपने ही 
उस महान्‌ सौन्दर्य पर जो उसमें इतने काल से छिपा हुश्रा था। अतः इस छिपे हुए 
सौन्द॒य को कविता में स्पष्ट कर देना ही कवि का महान्‌ धर्म है। कवि साधारण मनुष्य 
से मिन्न होता है । वह जानता दे कि किस प्रकार वह अ्रयने को प्रकृति की गतिशीलता में 
लीन कर दे और उसके सहारे वद्द उसके कोने-कोने से परिचित होकर उन तथ्यों को 
प्रकाशित करे मिनसे जीवन बना हुआ है--जिनसे सोन्दर्य में आनन्द की यष्टि हुई है। 
सौन्दर्य में इस आनन्द का ग्राहुर्भाव करना ही कविता का चरम आदर्श है। 
आनन्द का ग्रादुर्भाव करने के लिए. कबि किस प्रकार सौन्दर्य में प्रवेश करता 
६६ | 


विचार-दर्शन 
है ! कवि की अनुभूति भावना के किसी केन्द्र-विन्दु पर जाकर तीक्षण बन जाती है 
जिससे वह रहस्य के भीतर धँस सके | जब तक कवि अपनी भावना सें केन्द्र-विन्दु 
स्थापित नहीं करेगा, वह किसी सौन्दर्य का उद्घादन नहीं कर सकता। एक कील को 
ही लीजिए. | वह अपनी समस्त शक्ति अपनी नोंक में इस प्रकार एकत्रित कर लेती है 
कि थोड़ी सी ही गति पाने पर वह किसी पदार्थ में घेंस जाती है ) दूसरी ओर लोहे को 


मोटी छुड़ अपनी शक्ति को किसी केन्द्र-विन्दु पर न रख सकने के कारण ही मोटी और 


ठंठ पड़ी रहती है | वह ठोकने पर भी किसी चीज म॑ प्रवेश नहीं पा सकती । कवि 
अपनी भावना का केन्द्र -विन्दु अत्यन्त सूदरम बना लेता है और सरलता से प्रकृति के 
सान्दर्य में प्रवेश पा लेता है। वहाँ जाकर वह प्रकृति की सोन्दर्यशाला से वे रत्न उठा 
लाता है जो संसार के ऊपरी घरातल पर चलने वालों को स्वप्न में मी प्राप्त नहीं हो 
सकते | 
जन्र हम अपने देनिक जीवन के सुख-दुख को इस सीन्दर्य में तिरोहित कर 
लेते हैं तो हमें उस आनन्द के दर्शन होते हैं जिसमें कली फूल म॑ परिणत होती है और 
फूल अपना विकास फल में करता है | हम उस विश्व-आननद के समीप पहुँच जाते हैं 
समें काले बादल से विद्युत चमक उठती है ओर जल नदियों के सहारे महासागर 
में पहुंचकर अपनी सीमा से मुक्ति पा जाता है । साधारण मन॒ष्य अपनी दिशा भूल 
कर--पथ-म्रट्ट होकर अपने ही मनोविज्ञान में दुःख की स॒प्टि करता है | यदि वह एक 
क्षण मर के लिए मीन हो जाय ओर अन्तरात्मा को पुकार सुन सके तो उसे शांत होगा 
कि उसका सुख्ल उसके काय-कलाप में नहीं है, उसका सुख है अपने अर को भूल जाने 
मं>-अपने को असीम बनाने म॑ | इसीलिए, तो बीद्धमत में 'शन्यवाद! का महत्व है | 
नमकाय की अनुभूति में मनुष्य की चेतना इस प्रकार अवस्थाहीन हो जाय कि उसका 
किसी से झर, किसी का उससे कोई स्पर्श न रह जाय । बद एकमात्र 'शुम्यों हो सर्वन्न 
संचरित हो सके | इस 'शल््यवादः में ही बरास्तविक आनन्द हई, उसीमे कलेश -से मुक्ति 
? जिस प्रकार तलवार के प्रद्मर से जल नहीं कट सकता उसी प्रकार संसार की 
विपम परिध्ष्यति उसके आनन्द के प्रवाह को नहीं काट सकती | परिस्थिति यह 


फ्र 


अजय 


ही उद़ना ह और मद हुःख का अनुमय करने लगता है | यदि वह श्रपनी 
प्रात हटकर शत्य हो जाय--मुसत आकाश दो जाय--तो उसकी ध्यनि निकलेकर 
प्रमीम के गतिशील ही छाूब और बद समध्ति में ही निर्विकार हाकर संचग्ग करने लगे। 


पी आबना रषत्यणद का पवेशाद्धार दे । 


क>च्ाक- # हर 
का आ | 


2७० 


न 
है कि अपनी ही सीमा में बिग हुआ व्यक्त अपने ही अहं की प्रतिध्यनि पाकर 
प्री 


मेरा दृष्टिकोण 


खस्यपाद आत्मा में विश्वात्मा फी अनुभूति ह। उसमे विश्वात्मा का मौन 
झास्वादन है। प्रेम फे प्राशर पर बह आत्मा झोरविश्वात्मा में ऐक्य स्थारित करता है। 
में ऐड्य ही छद्ता हूँ 'एफीकरण नहीं। एकीकरण छी भावना अद्वैतवाद में है और 
ऐक्य की भावना रस्पवाद में । अ्रद्वे तवाद शोर रहस्थवाद में कुछ मिक्नता है। श्रद्व॑तः 
बाद में मिलाप की भावना का शान भी नहीं रहता, रहस्ववाद में यह मिलाप एक 
उल्लास डी तरंग बन कर आत्मा में झागत रखता है। जब एक जल-विन्दु अनन्त 
जल-राशि म॑ मिलकर अगयना ब्यक्तित खो देता है तब्र उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी 
नहीं रदता | वद मावना श्रद्वतयाद की है। लेकिन रृस्‍्ववाद में अस्तित्व का पूर्ण 
विनाश नहीं होने पता । मिलाप की भावना ददते हुए भी व्यक्तित्व की यह सयृद्षम 
जादति रहतो है फि “मे मिल रद हूँ ।? श्रात्मा विश्वात्मा से मिलकर भी यह कट 
सकती है कि “में अपने लाल की लाली जहाँ देखती हूँ वर्ीं पाती हूँ. । जब में उस 
लाली की निकट से देखने जाती हूँ तो में भी लाल दो जाती हूँ ।” यहाँ में श्रार लाल 
में एकता दोते हुए भी दोनों का अस्तित्व-ज्ञान श्रलग-अलग है। व्यक्तित्व का अ्भिशान 
रहते हुए, इस मिलाप पी आनन्दानुभूति ही रदस्यवाद की अभिव्यक्ति है| श्वेताश्वतर 
उपनियद्‌ में दो पत्तियों का रूपफ देकर आत्मा श्रीर ब्रह्म की अलग सत्ता निन्‍्गीत की 
गई है [* 

जलालुद्दीन रूमी ने भी आग और तपे हुए लोदे फे लाल गोले के रूपक से 
रहस्पवाद की भावना ताप्ट की है । जब लोदे का गोला आग से लाल हो जाता है तत्र 
उसमें भी आग का गुण आरा जाता है, वह किसी को भी जला सकता है किन्तु आग से 
लाज्ष द्ो जाने पर भी बद लोहे का गोला तो रहता दी है। उसे हम आग भी कद 
सकते है और नहीं भी कद सकते क्योंकि अन्ततः बह आग के अतिरिक्त लोदे का गोला 
भी है। अतः वह आग दे भी और नहीं भी है) इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म के श॒ुर्णों से 
आतपग्रोत हो जाने पर ब्रह्म हे भी श्रीर नहीं भी है। इसमें व्यक्ति! का विनाश न होकर 
उसका विकास है ! गुगा का लोग न होकर ऐक्य है। 

“इस प्रकार रदस्यवाद मे जीवात्मा की स्थिति एक विरोधात्मक भावना उद्पन्न 
करती है । जब्र साभक करे द्वार ब्रह्म की अ्रनुभूति द्ोती है तो वह ब्रह्म में लीन तो 

१. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान बृच्च परिपस्वजाते । 
तयोरस्यः ' पिप्पल स्वाहस्यनश्नन्न्योडभिचाकशीति ॥ ८ ॥ 
( श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ ४७-६-७ » 
१०१ 


विचार-दर्शन 


अवश्य हो जाता है लेकिन लीन होने की भावना को मी जानता है । जैसे सूर्य के प्रकाश 
में मोमबत्ती | यद्यपि मोमत्रत्ती सूर्य के प्रकाश भें लीन तो हो जाती है तथापि उसका 
अस्तित्व भी है क्योंकि वह जलती जो है ।'* वह सूर्य के प्रकाश में नहीं भी है श्रोर 
है भी । यही रहस्यवाद की मावना है। साधिका आत्मा ब्रह्म की लाली में मिलकर भी 
कहती है लो, में भी लाल हो ग 

इस प्रकार रहस्यवाद ब्रह्म की महान्‌ अनुभूति में भी व्यक्तित्व की भावना 
सुरक्षित रखता है | रहस्यवाद से यह भी निश्चित हो जाता है कि त्रह्म की शक्ति 
अपरिमित होकर साधक की शक्तति से उच्चतर है। वह अन्तव्यापी होते हुए भी 
सर्वोवरि है | अन्त्यांपी इस रूप में कि वह संसार के कण-कण में वर्तमान है। क्यों 
में ध्याप्त इसी ब्रह्म की साधक खोज कर पहचान लेता है । और सर्वोपरि इस रूप में 
कि साधक के द्वारा हृदयंगम हो जाने पर भी ब्रह्म की सत्ता श्रेष्ठतर रहती है | जिस 
प्रकार बहुरंगी पत्ती जल में सी बार द्रव कर भी अपने पंखों का रंग नहीं खोता, उसी . 
भाँति सर्वोपरि ब्रह्म ससार में अनेक बार प्रवेश कर भी अपनी उच्चता सुरक्षित रखता 
है | इसीलिए सूफीमत में हक को लाइत' ओर नासूत” इन दो गुणों से विभूषित किया 
गया है | लाहूत का संत्रन्ध हक़ की आध्यात्मिक शक्त्ति-सपन्नता से है ओर नासत का 
सम्बन्ध सांसारिकता से । ब्रह्म संसार में रहते हुए भी ससार से परे है | यह बात साधक 
में नहीं होती, अतः ब्रह्म के समक्ष वह अप्रधान है। इसीलिए, साथक अपने स पूर्ण आत्म- 
समर्पण के साथ ब्रह्म के समीप पहुँचता है। वह अपनी गतिशीलता में ब्रह्म के समान 
अवश्य ज्ञात होने लगता है जिस प्रकार गति में एक विन्दु भी रेखा बन जाता है। 
और आग की एक चिनगारी अपनी गतिशीलता से सूर्य का मण्डल बना लेती है लेकिन 
अन्ततः बह अपने वास्तविक रूप में एक बिन्दु या चिनगारी ही है। इस रहस्यवाद की 
भावना में प्रम की प्रधानता है। बह प्रम ही आत्मा को ब्रह्म के समीप ले जाता है 
आर आत्म-समर्पण में परिणत होता है | इस प्रेम में स्वार्थ या आत्म-त॒प्टि की भावना 
नहीं होती, इसमें होती है एकमात्र अपनी अमिव्यक्ति | इसी अ्रभिव्यक्तित में आत्मा त्रह्म 

में जीवित रखती है जैसे एक ताग पूर्णिमा के चन्द्र के प्रकाश में अपना आत्म-समर्पण 

कग्ते हुए भी आकाश में चमकता है। 

प्रेम का य्रादुर्भाव विवेक में नहीं हैं। उसकी उद्मावना भाव में है | इसीलिए, 

नत्र प्रमा लेकर चन्ता है, पर जलन के साथ हैं भ॑ । 
( मेरी 'क्षिस्स-करस शीर्षक कविता ) 


१०२ 


तहरीर न. 


मेरा दृष्टिकोश 


प्रेम के लिए. ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वह तो आत्मा का श्रत्यन्त मधुर से 
है जिसकी तरंग में व्यष्ति समष्टि में परिणत होता है। विवेक तो शैतान है जो सा 
को मावना-पथ से दूर ले जाकर तर्क की मस्भूमि में छोड देता है| इसलिए, रहस्य 
में ज्ञान और विवेक के लिए कोई स्थान नहीं है। अनुभूति के लिए पारिडत्य 
आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है जीवन के निकठ्तम ध्यर्श की ओर यह स्पर्श ' 
की अत्यन्त मादक और तीत्र शक्ति से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। 

इस प्रेम की चरम अभिव्यक्ति दाम्पत्य प्रेम में है। अन्य प्रकार का प्रेम ई£' 
न किसी परिस्थिति में अपूर्ण है, इसकी पूर्णता एकमात्र दाम्तत्य सम्बन्ध में है। अर 
समर्पण की भावना इसी दामत्य प्रेम में फलीभूत होती है। साधक का रोम-रोम | 
एक वाणी ब्रनकर अपने हृदय की विहलता का परिचिय दें सकता है। इस प्रेम 
आलोक में करुए से करुण भावनाएँ भी एक अनिर्वचनीय उल्लास से ओोतप्रोत र 
हैं, इसीलिए तो मारगेरेट स्मिथ ने कहा है--रहस्यवाटी के लिए, यह प्रेम जीवन 
मदिरा है जिसमें उल्लास का नशा है, जिसने यह मदिश पी वह सब्र प्रकार से 
कृत्य हुआ ।* 

कब्रीर के प्रेम में मादकता, उल्लास और संगीतात्मकता यथेप्ट मात्रा में 
चह जीवन के अन्तर्तम प्रदेश का स्पर्श करता है। वह छृदय की संपूर्ण भावनाभिव्य 
से सत्य के समीय पहुँचता है । इस प्रेम में संयोग और वियोग दोनों के चित्र हैं । ले 
यह संयोग और वियोग शारीरिक पुकार का रूपक होते हुए. भी इससे परे है | इ 
आत्म-जिज्ञासा के साथ श्रात्म-सुख मी है। इस प्रेम में उत्सर्ग ही प्राति है और मरण 
जीवन है | इसी विचार को लेकर तो ईशावास्थोपनिपद ने 'तेन त्यक्तेन भूझीथा मा * 
कस्प स्विद्धनम” की कल्पना की है| अतः इसमें बुद्धिवाद के लिए स्थान नहीं है रि 
यह इतना व्यापक है कि मापा की भुजाओं से पकड़ा नहीं जा सकता | इसी भावना 
जीवन नये-नये अंकुरों में निकलता है, सन्देह और भ्रम की मिद्दी उसका मार्गाव 
नहीं कर सकती | एकमात्र आराध्य के प्रति भावना की चस्मोत्कष ही प्रेम 
परिभाषा है। कब्नीर कहते हैं-- 

नेनां अंतरि आव तू' ज्यू हों नेन भेपेउ। 
ना हो देखों और,कूँ ना तुक देखन दँउ ॥* 


६, स्टडीज़ इन अरली मिस्टिसिज़्म, छछ २९१-२४२ 
२, कघीर अंधावली, एछ १६ 


१०३ 


विचार-दर्शन 


अवश्य हो जाता है लेकिन लीन होने की भावना फो मी जानता है । जैसे सूर्य के प्रकाश 
में मोमबत्ती । यद्यपि मोमबत्ती सूव के प्रकाश म॑ लीन तो हो जाती है तथापि उसका 
अस्तित्व भी है क्योंकि वह जलती जो है।'* बह सूर्य के प्रकाश में नहीं भी है ओर 
है भी | यही रहस्थवाद की भावना है। साधिका आत्मा ब्रह्म की लाली में मिलकर भी 
कहती है लो, में भी लाल द्वो गई । 
इस प्रकार रहस्यवाद ब्रह्म की महान्‌ अनुभूति में भी व्यक्तित्व की भावना 
सुरक्षित रखता है | रहस्यवाद से यद भी निश्चित हो जाता है कि ब्रह्म की शक्ति 
अपरिमित होकर साधक्र की शक्ति से उच्चतर है। वह अन्‍्तर्व्यापी होते हुए, भी 
सर्वोपरि है। अन्तर्व्यापी इस रूप में कि वह संसार के कण-कण में वर्तमान है | करों 
में ध्याप्त इसी ब्रह्म को साधक खोज कर पहचान लेता है | ओर स्वोपरि इस रूप में 
कि साधक के द्वारा हृदयंगम हो जाने पर भी ब्रह्म की सत्ता श्रें्ठतर रहती है | जिस 
प्रकार चहुरंगी पक्ती जल में सो बार द्वब कर भी अपने पंखों का रंग नहीं खोता, उसी . 
भाँति सबोपरि ब्रह्म ससार में अनेक बार प्रवेश कर भी अपनी उच्चता सुरक्तित रखता 
है | इमीलिए सूफीमत में हक को 'लाइूतः ओर नासूत! इन दो गुणों से विभूषित किया 
गया है | लाहूत का संत्रन्ध हक़ की आध्यात्मिक शक्ति-सयन्नता से है ओर नासूत का 
सम्बन्ध सांसारिकता से । ब्रह्म ससार में रहते हुए भी ससार से परे है | यह बात साधक 
में नहीं होती, अतः ब्रह्म के समन्न वह अग्रधान है। इसीलिए, सावक अयने स पूर्ण आत्म- 
समर्यग्‌ के साथ ब्रह्म के समीप पहुँचता हैं। वह अपनी गतिशीलता मे ब्रह्म के समान 
अवश्य ज्ञात होने लगता है जिस प्रकार गति में एक बिन्दु भी रेखा बन जाता है । 
ओर आग की एक चिनगारी अपनी गतिशीलता से सूर्य का मण्डल बना लेती है लेकिन 
अन्तनः बद अपने वास्तविक रूप मे एक विन्दु वा चिनगारी ही है| इस रहस्यवाद की 
सायना में प्रंझ की प्रधानता है। यह प्रेम ही आत्मा को ब्रह्म के समीप ले जाता है 
आर आस्म-्समर्पण में परिशन होता ह | इस प्रेम में स्वार्थ या आत्म-ठुप्टि की भावना 
नहीं होती, इसमें होनी है एकमात्र अपनी अभिव्यक्तित | इसी अभिव्यक्ति में आत्मा ब्रहा 
में हरित रहती ड जैसे एक नाग पूर्िमा के चन्द्र क्े प्रकाश में अपना आत्म-समर्पण 
बग्त हुए, भी आकाश में चमकता है। 
प्रेम मा प्रादुर्भात्न विवेक में नहीं £) उसकी उदभावना भाव में है। इसीलिए, 
१. भय प्रता झेफर चला है, पर दलन के साथ | शे । 
( मेरी फिरश-करश शीर्षक कविता ) 


ञचि 


छः 


हज । 


सेरा इृष्टिकोश 


प्रेम के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वह तो झात्मा का श्त्यन्त मधर संगीत 
है जिसकी तरंग में ब्यण्ठि समप्ठि में परिणत होता है। विवेक तो शैतान है जो साधक 
को भावना-यथ से दूर ले जाकर तर्क फी मच्भूमि में छोड देता है | इसलिए, रहस्यवाद 
में शान ओर विवेक के लिए कोई स्थान नहीं है! अनुभूति के लिए पारिइत्य की 
श्रावश्यकता नहीं है, आवश्यकता है जीवन के निकट्तम स्रश की शोर यह स्पश प्रेम 
की श्रत्यन्त मादक श्रोर तीज शक्ति से सहन ही प्राप्त किया जा सकता है । 

इस प्रेम की चरम अ्रमिव्यक्ति दाग्पत्य प्रेम में है। झनन्‍्य प्रकार का ग्रेम किसी 
ने किसी परिस्थिति में श्रपूर्ण है, इसकी पूर्णता एकमात्र दासत्य सम्बन्ध में है। आत्म 
समर्पण की भावना इसी दामत् प्रेम में फलीमृत होती है। साधक का रोम-रोम एक- 
एक वाणी बनकर अपने हृदय की विद्वलता का पस्चिय दे सकता है। इस प्रेम के 
आलोक में कदणु से कदण भावनाएँ भी एक अनिर्बननीय उल्लास से ओतप्रोत रहती 
हैं, इसीलिए तो मारगेरेट स्मिथ ने कहा ऐै--रहस्यवरादी के लिए यद्द प्रेम जीवन की 
मदिय है जिसमें उल्लास का नशा है, जिसने यद्व मदिग पी बह सत्र प्रकार से कृत- 
कृत्य हुआ ।* 

कत्ीर के प्रेम में मादकता, उल्लास श्रीर संगीतात्मकता यथेष्ट मात्रा में हैं। 
बह जीवन के श्रन्तत॑म प्रदेश का स्पर्श करता है। वह हृदय की संपूर्ण भावनामिव्यक्ति 
से सत्य के समीर पहुँचता है | इस प्रेम में संयोग शरीर वियोग दोनों के चित्र हैं। लेकिन 
यह संयोग श्रौर वियोग शारीरिक पुकार का रुपक होते हुए भी इससे परे हैं। इससे 
आत्म-जिञासा के साथ आत्म-सुख भी दै। इस प्रेम में उत्तर्ग दी प्राति दे ओर मरण ही 
जीवन है | इसी विचार को लेकर तो ईशावास्थोयनिपद ने 'तेन त्यक्तेन भूजजीयथा मा रघः 
कस्य स्विदनम की कल्पना की है| अतः इसमें चुद्धिवाद के लिए स्थान नहीं है किन्तु 
यह इतना व्यापक है कि भाषा की भुनाओं से पकड़ा नहीं जा सकता । इसी भावना में 
जीवन नये-नये श्रंकुरों में निकलता है, सन्देद ओर भ्रम की मिट्टी उसका मार्गावरोध 
नहीं कर सकती। एकमात्र आगध्य के प्रति भावना का चस्मोत्तर्प ही प्र॑भ की 
परिभाषा है। कबीर कहते हैं--- 

नेनां अंतरि आव तृ ज्यू हों नेन मँपेउँ। 
ना हों देखों औओर,क ना तक देखन देऊँ ॥*१ 


4. स्टडीज़ इन भरली मिस्टिसिज़्म, प्रष्ठ २४१५२३४२ 
कघीर संथावक्ती, पृष्ठ ६६ 


१०३ 


विचार-दर्शन 


जन्र इसी प्रम में विरद् की पीड़ा उठती है तन्न तो संसार की समस्त कदणा 
जैसे कण-कण में विभाजित होकर ओस की भाँति द्रवित हो उठती है। आत्मा 
विरहिणी की भाँति चीव्कार कर उठती है । विश्वात्मा एक निष्ठर प्रेमी की भाँति 
दृष्टिगत होता है जो प्रेम करने की क्षमता लिए, हुए भी प्रेम नहीं करता। उसे 
प्रसन्न करने के लिए शरीर नष्ठ करना भी साधारण सी बात है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म 
अलोकिक घरातल से नीचे आकर एक व्यक्ति की भाँति शात होने लगता है। वह 
सरलता से मानव-हृदय की समझ में आने लगता है। प्रेमी अपने ब्रह्म को अ्रपने ही 
क्षेत्र में लाकर उससे प्रेम करना चादता है। कब्रीर ने रहृस्थवाद में आत्मा को 
विरहिणी का रूप देकर अपने निगकार ब्रह्म को भी व्यक्तित्व के अन्दर सीमित कर 
दिया है | थे क 

बहुत दिनन की जोबती वाट तुम्हारी राम | 
जिष तरसे तुब मिलन छूँ मन नाहीं विश्राम ॥" 
इस प्रेम में प्रद्शन की आवश्यकता नहीं है--चातुर्य की भी नहीं । इसमें तो 
नेश्ठुल भाव से अपने आराध्य की अ्रययन्त सरलता से अनुभूति होनी चाहिए। कपट 

के लिए तो कहीं स्थान ही नहीं है | अयने को उच्च आसन पर अ्रधिष्ित कर प्रेम करने 
की प्रश्नत्ति कमरे में ऊँट खोलने के समान है | रूमी ने अपनी मसमनवी में इस सम्बर 
में एक बरी मनोरंजक वात कही है | एक राजा अपने महल में सो रहा था | आधी 
गत को उसे कमरे में कुछ झआ्राइट मिली । उसने जाग कर पूछा--कीन है? आवाज 
आई कि दम लोग अपना ऊँट खोज रहे हैँ । आादशाह ने कद्दा--ऊँट ? क्या ऊँट ट्ट्स 
फमरे में ६ ! उन लोगों ने कद्दा कि हम लोग इस कमरे में उसी तरह ऊँट ज्ोज रहे हैं 
मैने तू ऊँचे तख्त पर बैठकर ईश्वर से मिलने का इरादा कर रहा है | 

अपने आगध्य की खोज में तो सांसारिक वैभव का साइचर्य ही नहीं है। 


« कयीर ग्रधावली, पृष्ठ ८ 
रफ़रो करदन्द क्ौसे घुल अजऊन | 
मा हंसी गरदेम णब चेहरे तलब ॥ 
थे मीपजोयेद गुरुतन्द उगानरों । 
गृपत उशतर याम बर के घचुस्त हों ॥ 
पस यगुफ्तन्दश फिस बर सर्ने 57 । 


ई। 
द्‌ 


ध्र्ट 


है 


वे इेस्स शा गुलाबाव इला ॥ ( ससनवी---जल्तालदीन स्म्मी ) 


कक शत प्र 9 4 


सललन इ७ 


मेरा दृष्टिकोण 


इंदय की इसयल्ल फोम आर सक्त आयना में ही परने प्राराध्य से मिलन होता है। 
प्रेम में हृदय को डुह्पेड्श्ड्े कर देने की ध्ावरदकता है। पत्थर घूल शोफ़र हया पी 
गति में मीलों उद शाता ऐ। अपने गुयरर के रोक में नो या जग होका एप्यी की 
छाती प९ भार होहर पढ़ा रहता है। शिस ग्रशर मैसी हुई धुमने से सफेद हो जाती है 
द््मी इुदप हनपेद हर्में ने उसमें पवित्रता था जाती है। इसीलिए ते 


म्प्‌ 

म्यणा परम णी महायदिका दो शानी है यह छगदा शी इॉनुरगी उसी फी सइचरी है झो 
सिदोगी है । पद इसीविए सेती है कि उसमें थ्राणु क्झ दिए. गए हूँ। शॉसुरी का एक 
झोड में है, दसगा नीचे | एक मुख से बंद अवगमत पान फरली है 
देने | शुग्नयेता दूसग सु श्सीलिंग, मंन्दन छझग्मा है कि था श्ायने 
न | अपने आारसारय के वियोग में प्रात्मा या यही बदन 
) पृष्ठ पेश है। ध्रेंस पी खिरदगी दो में भी फॉहद्रों 
शिव झाती है। थर ए्मरिनि होझर उुद् सा (१. किसी परिचारिया 
हो साय नहीं लेती । बह ऐने हुरम के विलार पर झनुगग पी ऐसी गत अशती है कि 
उसड़े समल घरिदायं ही प्रनुगग से गे सने लगता है किर शाप्नी गतिशीलता में यह 
हरदा में मिल झागी है सतह अह्ष स्पर्य खनन गतिशील है। छोर इस गतिशीजञता में 
लीन हो शाना ही उसकी साधना के पुरकार है| शिस प्ररर बीन शझगनी श्रंकृरित 
हेंश में एड में सहस गति जाता है इसी पवार प्राह्या भी अग्य में प्रतिफलित होगी है । 
इसे प्रंमे घर फूगगा में सरटर सम्बन्ध है | सच्चे प्रेम पी प्रस्तवना में फंयंणा 
आा जानी है हर गण मे स्रेंम था सास्वोयिक सदिय निर खाता है, लसे श्लोग से 
पु एने पर फूण आर भी सटर दीय पग्ता है । इस प्रेम से कगणा फूल से मुगन्धि 
मी भांति फूद निउ्लती है | यद उपचार नर्दी ली शती। विश्ुद ब्रढ्म की श्रमिव्यक्ति 
प्रेम में उगी भाँति हो जाती है थैत्रे झानर की अभिव्यक्ति सगीत में है, विकास की 

ख्रमिब्यकि छीयने में है। इस परयार रस्ववाद में निम्नलिखित सत्य निद्िित ए>+ 
(६) आया में झ्ाध्यारििक दृष्टि से श्रतुभूति की च्मता हो श्र्थात्‌ 
श्रान्तरिक दृष्टि से मद अगने. प्रागध्य को घोजने फे लिए. यूर्थ की किरण की भाँति 
सर्वक्ष 'गतिशील हो। यह आअगनी यात्रा में दिशाओ्रों को इसी पार छोड़ फर 

थागे पढ़ जाय | पद ससाकाश से भी ऊपर जाने फी ज्मता रखे | 
) टसमें अपने झाग्रम्य से मिलने फी भावना का स्मरण रहे। आत्मा 
ओर शआारध्य में ऐक्स हो, एफ्रीकरग नहीं। आदत्या के व्यक्तित्व का विनाश ने द्ोकर 
विकास हो | 


> 
२ 

> 

पे 


१०४, 


विचार-दर्शन 


(३ ) आत्मा और आर्य में प्रेम निश्छुल रूप से प्रगतिशील:.रहें। -इस 
प्रेम में आत्म-समर्पण की मीवना है। दाशत्य प्रेस के अनुरूप ही , इसमें! संपूरो 
व्यक्तित्व अनुराग से ओतन्प्रोत हो उठे । . .-_ 

रहस्यवाद की कविता इन तीनों तत्वों को लेकर एक आनन्दानुभूति म॑ जन्म 
लेती है। यह आत्मा की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। मेरी कविता के दृष्टिकोण में यही 
रहस्यवाद रहा है और इसी में मेरी भावनाओं का विकास हुआ है| | 

मैं यहाँ एक बात ओर स्पष्ट कर दूँ। कविता भावना .के संधर्ष में चिनगारी की 
भाँति फूट निकलती है| सुख की अपेक्षा दुःख में प्राणों का अधिक स्पन्दन होता हे 
ओर प्राणों के स्न्‍्दन के साथ ही कविता गूंज उठती है। यही कारण है कि सूरदास 
संयोग-शंगार का उतना कवित्यमय चित्रण नहीं कर सके जितना वियोग-श् गार का । 
दः्ख में कविता स्वाभाविक रूप से आवश्यक हो जाती है | सांसारिक जीवन के साथ तो 
हःख उसी प्रकार है जैसे दीतउक के चमकीले वस्त्र के भीतर जलन । भनुष्य दषण होकर 
भी अपनी परद्वाई में बैठा है । वह दर्पण के पीछे तैठ कर अपना प्रतित्रिम्म देखना 
चाहता है | ओर यहीं दुःख का आरंभ होता है। इस प्रकार दुःख कविता की बड़ी प्रेरक 
शक्ति है | उसीमें जीवन का विवेचन है ओर अभाव का संकेत । एक कवि यह संत्र 
स्वाभाविक रीति से कह जाता है, उसे किसी प्रकार भी प्रयास की आवश्यकता नहीं 
पढ़ती । प्रयास में कविता नहीं इ--कविता का भ्रम है । 

आधुनिक समय के कवि छुन्द को कविता का चनन्‍्धन मानते हैँ । वे मुक्त इत्त 
में अपनी भावनाओं को उड़ेल कर निद्वन्द्र रूप से कविता लिखे चले जाते हैं। यह 
स्वतंत्रता उन्हें मार्वों के प्रकाशन में छब्छुन्दता मले ही प्रदान करे किन्तु यह कविता 
के नादात्मक रूप की, उसके नेसगिक सोन्दर्य की उपेक्षा करती है | कविता की विशेषता 
वो इमीमे है कि वह नियमों के अन्तर्गत रहती हुई भी उनसे परे हो जाती है। फूल 
पेसुड़ियों में सीमित झूते हुए भी अपनी सुगन्धि में असीम है, सिन्धु अपनी मर्यादा में 
खते हुए भी अयती स्वतंत्रता में वियद् है। पन्षी पंखों फे बन्‍्धन में रहते हुए भी 
गगन-मंगढल में विंचस्णशील दहै। अपने नियमों से ही कबरिता स्वतंत्रता की परिधि तक 
पर्टुननी है | उसकी खतंत्रता में उसके नियम द्वी सहायक हैं| यदि कविता नियम-रदित “ 
दी जाय तो वह अयनी उच्छ झुलता में सीन्दर्य का ही विनाश करती है और बिना 
मगौस्दर्य के स्वतंत्रता केवल विश्शखलता (0908) में परिवर्तित होगी । 

५ अत में कविता में उसके मावात्मक और रुसात्मक दोनों प्रकार के सोन्द्य का 
इमस हूँ | कविता अउनी गति में दी स्वतंत्र दोती है--यद अक्षें, शब्दों, और मात्राश्रं 


मेरा दृष्टिकोण 


से परे होती हे | जिस प्रकार जीवन में आन्तरिक सोन्दर्य के साथ ही साथ, बाह्य सौन्दर्य 
की अपेक्षा है, सिद्धान्त के साथ आचरण की एकरूपता अपेक्षित है, उसी प्रकार 
कविता में भी अनुभूति के साथ नियमित गति होनी चाहिए । 

आधुनिक कविता में विलास ओर निराशा की भावना विशेष रूप से है। 
हमारा कवि दूध पीने वाले बच्चे की तरद इच्द्रियो की गोद में बैठ कर बन्दी हो गण 
है | फूल अपने लिए. फूलता है, काला कीट उसे चुपके से खा डालता है। सौन्दर्य 
चेतनता की निधि है, विलास उसका विनाश करता है | इन्द्रियों की अ्रग्नि प्रेम को 
जला देती है तृप्ति होने पर प्रेम ओर सौन्दर्य रह कहाँ जाता है? प्रेम के घनुप पर 
बैठ कर यह विलास बाण की तरह चलता है किन्तु अन्त में पतन ही उसका ध्येय है। , 
विलास तभी स्थायी होता है जब उसमें एक व्यज्ञना होती है--सूर और उमसरजैयाम 
की कविता म॑ जो विलास है वह चिरन्तन है इसी भाँति अध्यात्म क्षेत्र में निराशा,का 
मूल्य बहुत अधिक है । कब्ीर ने अपने पदों में तो'आत्मा को 'बिरहिन' माना है लेकिन 
भौतिक क्षेत्र में निराशा श्लाम्य नहीं है। मैं रहस्थवाद की निराशा का पोषक हैँ 
भीतिकवाद की निराशा का नहीं | विनाश ओर मृत्यु में भी मनुष्य का विकास और 
जीवन है | मृत्यु की सुई अपने पीछे जीवन का धागा लिए हुए है । जिस प्रकार एक 
' बत्त की परिधि में बैठा हुआ अन्तिम विन्दु फिर प्रथम बिन्दु हो जाता है उसी प्रकार 
विनाश में ही विकास का जन्म होने लगता है। आदि को लौटना ही अन्त का दूसरा> 
नाम है । अतः विकास ओर विनाश में विरोध नहीं है। वे जीवन के चिरप्रवास के 
विश्राम हैं । 

कविता में स्थान-स्थान पर मेरे यही विचार अंकित हुए हैं। इसके आगे 
अपनी कविता की आलोचना करने में में असमर्थ हूँ | एक ही मावना से विविध प्रकार 
की कल्पनाएँ क्‍यों और कैसे हुईं, यह में जानने में असमर्थ हूँ। एक ही मिद्दी और 
पानी में क्या बात हो गई कि भिन्न-भिन्न रंग के फूल ओर कॉटे एक साथ निकल 
आए, १ 


विचार॑-दर्शन 


(३) आत्मा और आराध्य में प्रेम निश्छुल रूप से प्रगतिशील:२हें। -शस 
प्रेम में आत्म-समर्मण की मावना है। दासत्य प्रेम के अनुरूप ही इसमें: संपूर! 
व्यक्तित्व अनुराग से ओत-नप्रोत हो उठे | 

रहस्थवाद की कविता इन तीनों तत्वों को लेकर एक आनन्दाचुभूति म॑ जन्म 
लेनी है। यह आत्मा की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। मेरी कविता के दृष्टिकोण में यही 
रहस्यवाद रहा है ओर इसी में मेरी भावनाओं का विकास हुआ है । 

में यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूँ । कविता मावना के संघर्ष में चिनगारी की 
भाँति फूट निकलती है | सुख की अपेक्षा दुःख में प्राणों का अधिक स्पन्दन होता हे 
और प्राणों के स्न्‍दन के साथ ही कविता गूंज उठती है। यही कारण है कि सूरदास 
संग्रोग-छंगार का उतना कविल्वमव चित्रण नहीं कर सके जितना वियोग-श्ट गार का । 
दुश्ख में कविता स्वाभाविक रूप से आवश्यक हो जाती हे | सांसारिक जीवन के साथ तो 
दुःख उसी प्रकार है जैसे दीएक के चमकीले वस्त्र के भीतर जलन । भनुष्य दर्पण होकर 
भी अपनी परलाई में बैठा है । वह दर्पण के पीछे बैठ कर अपना प्रतिबिम्ब देखना 
चाहता है। ओर यहीं दुःख का आरंभ होता है। इस प्रकार दुःख कविता की बड़ी प्रेरक 
शक्ति है | उसीमें जीवन का विवेचन है और अभाव का संकेत | एक कवि यह सत्र 
स्वाभाविक रीति से कद जाता है, उसे किसी प्रकार भी प्रयास की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । प्रयास में कविता नहीं है--कविता का भ्रम है । 

ग्रधुनिक समय के कवि छुन्द को कविता का बन्‍्धन मानते हैं। वे मुक्त दत्त 
में अपनी भावनाओं को उँद़ेल कर निद्व न्द्व रूप से कविता लिखे चले जाते हैं। यह 
स्वतंतता उन्हें भावों के प्रकाशन में खब्छुद्ता भले ही प्रदान करे किन्तु यह कविता 

मादात्मक रूप की, उसके नेसमिक सीन्दर्य की उपेक्षा करती है । कविता की विशेषता 
सो इसीमें हे कि बह नियमों के अन्तर्गत रहती हुई भी उनसे परे हो जाती है। फूल 
पंखुड़ियों में सीमित रहते हुए भी अयउनी सुगन्धि में असीम है, सिन्‍्धु अपनी मर्यादा में 
रत हुए भी अपनी स्वतंत्रता मे विगद है। पक्की पंखों के बनन्‍्धन में रहते हुए 
गगननागरल म॑ विनग्गसील है। अपने नियमों से दी कविता स्वतंत्रता की परिधि तक 
पटुबती # | उसकी स्वनंत्रता में उसके नियम ही सहायक हैं। यदि कविता नियम-रहित 
दे जाय दा बद झानी उच्छाशुलता में सानदर्य का ही विनाश करती है ओर बिना 
सैस्दर्य के सार्नपता केवल विश खलता (009) में पस्थिर्तित होगी । 

५, आए में ऋविता में उगडे मावात्मक ओर रुपात्मक दोनों प्रकार के सौन्दर्य का 
हयात हु। काना छापनी गति मे ही स्वत दोती दै--यट अ्रक्ञरों, शब्दों झोर माश्राश्ों 


#ऋ ड् हर ह हा #$ शा भर 


कवि के सुख से-- 


प्रत्येक साहित्य के भाव-विकास पर दृष्टि डालने,से यह शात होगा कि उसका: 
वर्णन-क्रम बाहरी वस्तु-विन्यास से सदैव आंतरिक भावनाओं की ओर होता है। जैसे- 
जैसे समाज ओर साहित्य सम्य होता चलता है वैसे-वैसे बह ऊपरी सतह से अपनी दर 
दृयकर भीतरी रहस्यों की तह तक पहुँच जाना चाहता है| साहित्य या कविता में पहले 
नगर ओर सेना के बाहरी वर्णन, पुष्यवाटिका या शरीर की शोभा के वर्णन की प्रधानता 
होती है। धीरे-धीरे नगर में रहने वाले लोगों के आंतरिक मनोबिशान, सैनिक 
वीरों, उत्साह भरे वाक्यों, पुप्पवाटिका में फूलों के ऊपर गूजने गले भौरों के गुज्ञार का 
अर्थ ओर शरीर की शोभा में लब्जा भरे नेत्रों का उठते हुए, भी न उठना, ऐसी अनेक 
घा्तें हैं जिनकी ओर कवि का ध्यान जाता है| 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीडी के कविता-कलाप' स॑ ऐसी कविताओं की संख्या 
बहुत अधिक है. जिनमें बाह्य वर्णन या ऊपरी वस्तुओं का निर्देश है। कुछ कविताएँ 
मनोविज्ञान की तह तक पहुँचना अवश्य चाहती हैं, परन्तु ऐसी कविताओं की संख्या 
फम है। कादंत्री' अहल्या' परशुराम' केरल की तारा' जैसी कविताएँ बहुत हैं. ओर 
द्वोंवदी-दुकूल' 'भीष्म-प्रतिजञा' या 'केशों की कथा? जैसी कविताएँ बहुत कम हैं | 

दिवेदीजी के बाद प्रमादज्ञी ने इस आंतरिक भाव-जगत्‌ की खोज में बढ़े मनो- 
योग से काम किया | उनका आँस! इस दिशा में सब्र से पहला ओर सत्र से सफल काव्य 
है। उनका यद भाव-संकेत हिन्दी में बढ़े उत्ताह के साथ विकसित हुआ । भाषा तो 
दिवेदीदी के समय में काफ़ी परिष्कृत दो ही चुकी थी शअत्र भावनाएँ भी उज्ज्यल होने 
लगीं। इसी भावना-विकास में रूस्यवाद की छाया मिल्नी जो आधुनिक हिन्दी कविता 
के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थिति है | 

रहस्यवाद के सम्बन्ध में हिन्दी में बहुत श्राग्तियों रहीं | कोई वीणा के तार! या 
मूक वेंदना' के व्यंग्य भरे नामी से और कोई चल वे इक्केबाले, तू चल अनंत की ओर) 
बक्यों से दसकी दंसी उड़ाते रहे, लेकिन वे यद् न जान सके कि रहस्यवाद की भावना 
छाए की नी, उस सम की है जब मनुप्य ने पहले-पहल अपने भौतिक जगत से ऊपर 


किक 
उद्मा स्मभा होगा 
उदना समसा दाग 


शेगा । रदस्ववाद कोई बाद नहीं दे श्रोर न कोई सिद्धान्त दी । बह अपने 
दायर में लीन मे जाने की अनुभूति है। उस अनुभूति में क्या दोता है, क्या होनेबाला 
श््न्प 


ब्क, 
कि व 


दर 


कवि के मुख से--१ 


है, इसे स्वयं साधक या कवि नहीं समझ सकता जिस तरह प्रिय से मिलने पर सारी 
सोची हुई बातें भूल जाती हैं और ऐसी घातें आप से आप मन की सतह तक उ5 आती 
हूँ जिन्हें पहले सोचा भी नहीं था | अपने जीवन में भी आपको अनुभव होगा कि अपने 
प्रियतम या प्रियतमा से मिलने पर सोची हुई सारी शिकायतें, सारे शिकवे भूल जातें हैं 
ओर आप क्या सोचने या समभने लगते हैं, यह आप स्वयं नहीं जानते । प्रिय के चले 
जाने पर आप कहते हँ--इतने दिनों की सोची हुई बातें सत्र भूल गई और जो कहना 
चाहते थे उसका एक शब्द भी नहीं कद सके | जन्न संसार के प्रिय के सामने ऐसी 
हालत हो जाती है, तो इस संसार से परे अपनी वास्तविक सत्ता से मिलने पर क्‍या 
हालत हो जाती है, इसके समभने की क्षमता संसार के मनोविज्ञान में नहीं है। इसी- 
लिए रहस्यवाद्‌ की कविता कभी सोचकर नहीं लिखी जा सकतीं; वह तो अनुभूति है, 
आपसे आप उठने वाली तरंस है | 
अपने पवित्र क्षुणो में कुछ कंविताएँ मुझसे भी इसी तरह की या इससे 
मिलती-जुलती बन पड़ी हैं । वे अपनी गहराई में कहाँ तक झा सकी हैं यह तो में किसी 
तरह कह ही नहीं सकता । आउके सामने दो एक कविताएँ रख रहा हूँ। प्रियतम के 
समीप की एक छोटी सी कॉकी मिलने पर मेरी भावनाएँ गा उठी हैं: 
ग्रिय, तुम भूले मैं क्या गाऊँ 
: जिस,ध्वनि में तुम बसे उसे जय के कण करा में क्या विखराऊँ 
शब्दों के अधछुले द्वार से 
अमभिलापाएं निकल न पाती 
उच्छ वासों के लघु लघु पथ पर 
श्चछाएं चल कर थक जाती 
आह, स्वप्न-संकेतों से में कैसे तुमको पास्त बुलाऊँ। ग्रिय० 
जुही सुरभि की एक लहर से 
निशा वह गईं डूबे तारे 
अश्रु-विंद्र में डूब डूब कर 
दृगन्‍तारे ये कभी न हरे 
अपने हुख की उस जागृति में तुस्हें जगा कर क्या सुख पाऊँ 
ग्रिय, तुम भूले में क्या गाऊँ 
संसार फी. रातें श्राती हैं, जाती हैं, तारे निकलते हैं, ड्रवते हैं. लेकिन तुम्हारे 
वियोग में निकले हुए ऑसू रूपी तारे कमी निकलने से रुके नहीं और ह्ूबकर 
१०६ 


* विचार-दरशन 
इवे नहीं | ये अभिलापाएँ और इच्छाएँ शब्दों के अधखुले द्वार से निकल नहीं पार्ती | 
इसी प्रकार उस प्रियतम के बिरद्द में एक कविता बनी थी + 
भूल कर भी तम न आए 
आँख के ऑसू उमड़ कर, आँख ही में हैँ समाए 
छुरमि से श्रृज्लार कर वह वायु 
ग्रिय-पथ में समाई 
अरुण कलियों में स्वयं सज हु 
आरती उर में सजाई 
बंदना कर पलल्‍लवों ने नव्नल बंदनवार छाए | भूल कर० 
हैँ अतीम, ससीम सुख से 


हु सींच कर संसार सारा 
सॉस की विरदावली से 
गा रहा हूँ यश तुम्हारा है 


किन्तु तुमको कौन स्वर, स्वरकार, मेरे पास लाए 
भूल कर भी तुम न आए 
संसार की समस्त शोभा तम्हारा स्वागत कर रही है | में स्वयं अपने साँस के 
गग से तुम्हारा स्वागत-गान गा रहा हूँ, न जाने किस स्वर से तुम खिंच कर मेरे पास 
आश्रोगे मेरे प्रिवतम, यह मैं नहीं जानता । 
ऐसी ही एक कविता मुझसे ओर बनी। में अपने को उस अनंत सत्ता का एक 
करण मानते हुए कह उठा हूँ 
एक दीपक किरण-कर हूँ 
धूत्र जिसके क्रोड़ू में हे 
उस अनल का हाथ हूँ में 
नव ग्रभा लेकर चला हूँ 
पर जलन के साथ हूँ में 
सिद्धि पाकर भी तुम्हारी साधना का ज्वलित क्षण हूँ | एक दीपक० 
व्योम के उरमें अपार 
भरा हुआ हे जो अँपेरा 
कि . ओर जिसने , सृष्टि का ० ० 
- हा प्रत्येक कण सो बार घेरा 


कवि के मुख से--१ 


उस तिगमिर का नाश करने के लिए में अखिल ग्रण हैं । एक दीपक० 
शलमभ को अमरत देकर 
प्रेम पर मरना सिखाया 
सूर्य का संदेश लेकर 
रात्रि के जर में .समाया 
“ पर तुम्हारा स्नेह खोकर भी तुम्हारी ही शरण हूँ 
एक दीपक किरणु-करसा हूँ 
माया के धूम को छिपाए हुए; उस प्रकाश-ज्योति की मैं ऐसी किरण हूँ जिसके 
अंतर में प्रभा तो है पर साथ ही साथ संसार की जज्नन भी है । किन्तु यह ज्योति ऐसी 
है जिससे संसार का अंधकार दूर हो सकता है। इंद्रियों से पूर्ण इस शरीर से ही तो 
प्रेम की साधना होती है और इसीलिए मैं अयनी शक्ति से इस संसार के भौतिकवाद 
में अयनी दिव्य ज्योति लेकर समाया हुआ हूँ। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि में 
तुमसे मिलने योग्य हूँ या नहीं लेकिन मैं मिलने के लिए. चला आया हूँ, मिलूँगा और 
मिल कर रहूँगा। 
रहस्यवाद की साधना बहुत ऊँची है। कबीर कहते हैं : 
डुबकी मारी समुद में निकला जाय अकास 
गयन-मंडल में घर क्रिया हीरा पाया दास 
संसार के समुद्र में डुबकी मार कर आकाश में निकलने की शक्ति कितने 
साधकों में है ! फिर वर्तमान परिस्थितियों में साधना ही क्‍या किन्तु कविता के पावन 
-क्ेत्र में वासनाओं से रहित यदि आंतरिक पवित्रता स्वाभाविकता से आराध्य-मिलन 
और विरह के सुख या दुख का कुछ अनुभव कर ले तो मेरे लिए यही बहुत है| इसी- 
लिए मैं कहता हूँ 
नरबर स्वर से केसे याऊँ, आज अनझ़र गीत / 


कवि के मुख ले--२ 


रिछले चार वर्षों से में अ्रनुभव॑ कर रहा हूँ कि हिन्दी साहित्य में ययेष्ट गीतिकाव्य 
लिखा जा चुका है और यह गीतिक़ाव्य ऐसा है जिसमें विचारों की पृष्ठभूमि प्रायः वही 
है जो आधुनिक द्विन्दी साहित्य से पिछले आठ दस वर्षों से रही है । इसलिए आधुनिक 
द्विन्दी सादित्य के सामने दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं | पहला तो यद्द है कि यदि गीतिकाउ्य 
लिखा जाने तो वह ऐसा द्वो जिसमें जीवन के अंतरतम भाग की मूर्तत अभिव्यक्ति हमारे 
सांस्कृतिक दृष्टियोण से सामंजस्य रखती हुई प्रकट की जावे | इस अ्रभिव्यक्ति में आशावाद 
की प्रत्वर ज्योति द्वोनी चाहिए, । अत्र कविता से निराशाबाद दूर हो। में जिस निराशावाद की 
गत कद रदा हूँ बह मातिक निराशावाद है। अध्यात्म क्षेत्र में निराशा का मूल्य बहुत 
अधिक दे जैसा मेने अ्रयने ग्रन्थ आधुनिक कवि ३! की भूमिका में लिखा है। 'में रहस्यवाद 
की निराशा का पोषक हूँ. भातिकवाद की निरारा का नहीं | विनाश ओर मृत्यु में मनुष्य 
का विकास आर ऊीयन है | मृत्यु की सुई अयने पीछे जीवन का धागा लिए हुए है| जिस 
प्रकार एक दत्त की परिति में बैठा हुआ अंतिम विन्दु फिर प्रथम बिन्दु हो जाता है, 
उसी प्रकार विनाश में द्वी विकास का जन्म होने लगता है। आदि को लाटना ही श्रंत 
का दूसग नाम दे। श्रतः विकास झोर विनाश में विरोध नहीं है | थे जीवन के चिरप्रवास 
के विश्ञाम दे । 
रस भाति दिल्‍्दू दर्शन में तो निगशावाद केबल आशाबाद की प्रप्ठभूमि दी है 
फ्लति सरने रचधस्ययाद की अनुभूति स्तिने कबियों में हो सकती है ? फिर झ्राज का कवि 


सी समाजयाद के सीवान पर राग होकर झया, आना, पाई में मनुष्य का मूल्य ऑकना 
साहा ६ श्र | वाद के इस युग मे जिनम रहसस्‍्यवांद एक भूले हुए स्वप्न की 
मोती करयों की आगे मे घुवला दोता जा रहा है एकमात्र आशाबाद ही कवियों का 
हैदर आना नाटण। इन्ही विचार ने मुझ जैसे कक्‍्ल्तनाप्रिय गायक से कुछ कविताएँ 
दवा उप] 7? उवला हा मुझे विशेष झच्छी लगी है, बह आय भी सुनिए | उसका 


हा 

ह डर डा बता 9 ०. 
क्टाप अच्ड्टणओ के + के 
घह्पई » हि 7४ 0200७ “5 । न् # ४ 


जायरस की स्यावि बर दो नींद के संसार में तम 
जब कि जीवसलेस सी यह 
सांस ही मुझमें सजग हो 
ह्श्ज 


कबि के मुख से--२ 


और मेरे हृदय का ग्रिय हात भी 
मुकसे विलिग हो 
आन्ति ही बन कर मिलो ग्रिय स्वप्न के अभिसार में तुम 
जागरण की ज्योति भर दो नींद के संतार में तुम 
ज्ञाव होता है. क्नि ये इख 
हगरहित हैं पथ न पाते 
भूल 'कर. ये हाय, मेरे पास ही 
फिि लोट. आते 
. दृष्टि उनको या कि साहस दो मुझे उपहार में तुम 
जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम 
ये वधिर दिन मात्ष जैसे 
एक यति-क्रम जानते हैं 
राग काया रोप कारवें 
एक ही 'सम* जानते हैं 
राय में हों लीन गूँजो बीन की भनकार में तुम 
जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम 
ओर यह निर्कर सदा ही 2 
गा रहा हैं एक स्वर में. 
किंतु उसकी मघुरता कण भर 
ने पाई आयु भर में 
मधुर कंपन वन समाओ अखिल स्वर-पिस्तार में तुम 
जागरण की ज्योति भर दो नींद के संसार में तुम 
अपनी सांस्कृतिक प्रृइभूमि को लेते हुए मैंते इधर जो एक. कविता लिखी थी, वह 
में आपके सामने पढ़ रहा हूँ 
प्रिय, तुम्हारा स्वर बनूँ में 
दो हृदय के मिलन में मिट जाय वह अन्तर बनूँ में 
करुण जीवन जब कि हिस की 
..... विकल घुलती धार सा हो 
या कि तिसकी पर रखे वह 
४  - आँवुओं के. भार सा हो 


श्श्३ 


विचार-दर्शन 


पिक्त उससे हो उठे उस घूल का कण-मर बहू मैं 
प्रिय, तुम्हारा स्व॒र बनूँ में 
ग्रेम की इस अमि से क्‍यों 
घूम सी उठती निराशा 
क्यों हृदय की भावना को 
मिल सकी अब तक न भाषा 
ये तुम्हारे हों लजीले अश्न तो उत्तर बनूँ मैं 
प्रिय, तुम्हारा स्वर ॒वलूँ में 
तारिका है था किसी की 
कॉपती है तरल पिसकी 
त्ीण शशि में नत हुई सी 
दीखती हे पलक किसकी 
जो इन्हें उर में सजा ले वह सदय अंबर बलेँ में 
प्रिय, तुम्हारा स्वर बनूँ में 
अग्रसर होगा निरंतर ही 
बना अस्तित जिसका 
कठिनवर अवबरोध से ही 
ब्रन सका व्यक्तितल जिसका 
प्राष्त कर पद-थनि तुम्हारी गीतिमय निर्भर बलूँ में 
प्रिय, तुम्हारा स्वर बनूँ में 
राडत्रा कॉपी. भू पर 
अरुण बादल सा पिनत हो 
टयि के चीलकार से 
बन प्रान्त जैसे कानिहत हूं। 
पर उट्रस-उर आदि करत के काव्य का आवसर बनें मों 
थ्रिय, मुम्हाय स्वर बमूँ में... 
हटाए गे दिखी का-प के सामने ४. मैने दो महत्वपूर्ण प्रश्न ग्वेंख थे, 


हे रू. औट+ अे < के रा ड+ नह 

कह है आय मे मंद मादक धरन हए, आदनी दा फूनिनाएं सगाई । दूसग 
हा करा सम कट । ट ॥४अ दी व हम ४9 न्शथ ः '+ हि शा ह 

एू४ प्रात पुर दर शि बाद दिला मे प्रेत्लि मीतिकाब्य के श्निर्ि जिन का 


बर प लक पैक बल कप ० 8 4 25 लू बन के 6 
प्राखि- ४ है या टइडिपाए झा गदागरटय है सर्च पिड्ने दोन्चीन अर्षी 


49०८ 


कवि के मुख से--२ 


ओर हमारे कवियों की प्रइत्ति हुई है, किन्तु देश को जिस मात्रा में ऐसे काव्य की 
आवश्यकता है, उस मात्रा में असी काव्य-प्रणयन नहीं हो रहा दै। श्री मैथिलीशरण गुप्त 
का अजित, भ्री सियारामशरण का 'नकुल', श्री मोहनलाल महतो का आर्यावर्त' श्रोर 
श्री दिनकर का कुरुक्षेत्र! इस दिशा में आदरणीय कृतियाँ हैं। हमारे देश के गोरबपूर्ण 
प्रसंग और प्रातः्स्मरणीय महान पुरुषों के चरित्र हमारे नवयुवकों के चरित्र-निर्माण में 
सद्दायक होने चाहिए । श्रभी तक जिस इतिहास में ऐसे प्रसंगों ओर चरित्रों का वर्णन 
रद है, वे भ्रान्तिपूर्ण हँ | इस कर्त्तव्य का निर्वाद् हमारे यहाँ के सफल कवियों द्वारा होना 
चाहिए, इस ज्षेत्र में मैने भी अपने ढंग से प्रयत्न किया है। इधर अनेक वर्षों से मेरा 
ध्यान भारतीय समाज-व्यवस्था की ओर आकर्षित हुआ है। अ्रपने चिन्तन में मुझे 
महात्मा गांधी ओर मार्क्स की विचारधारा से विशेष बल मिला है। इस विपय पर 
सोचते-सोचते में 'एकलव्य' काव्य की रचना में प्रवृत्त हुआ | 'मद्याभारत' की सांस्कृतिक 
प्रष्ठभूमि लेकर मैंने अपने काव्य की कथा में एकलब्य का आश्रय लिया है। क्‍या एकलव्य 
की कथा एक बार फिर क्रान्ति उपस्थित न करेगी? आप उस “एकलब्यो काव्य का 
प्रारंभिक अंश सुनिए | पहले मैंने एकलव्य का स्तव किया है + 

अमर एकलब्य 

देवी शारदा से आज मॉँगता हूँ शब्द में 

जो तुम्हारे शब्दवेधी वाणों-से प्रचंड हों 

मंभना उठे दिशाएँ जिनके प्रयोग से 

पक्तपाती भावनाएँ खंड, शत [खंड हों 


शच्द-बाण, ऐसे शब्द वाण जो दिंय॑त में 
रवि-किरणों की भाँति छूटें एक क्षण में 
जिनसे धरा का मुख निःक्षत भर जाय 
ओर एक जायृति सी फेले कण-कशण में 


देख जावें द्रोंग, यह साधना तुम्हारी हे 

मत्तिका की मूर्ति नहीं, साधना की स्फूर्ति हे 

भारत की श्री है बीर की अचिन्त्य साधना 

प्राण भूति तुच्छ हे प्रधान अखु-पूर्ति है 

देखूँ, कौन है जो रोके या कि जो रुदूध करे 

यह निपाद-नाद जो स्वरान्त हे गीत में 
श्श्भ्‌ 


की 


विचार-दर्शन 


किन्तु अबरोह में जो अमगणय गेय है 
चत्त मान में सजीव, चाहे हो अतीत में 


हो निपाद-पुत्र॒ नीच. वर्ण संस्कारहीन ? 
तांद्ठित हो, तुमको ,न कोई अधिकार है? 
लेना साँस भी क्या तुम्हें मिक्षा में दिया यया ? 
सेवा-मात्र लेना क्या तुम्हारे प्रति प्यार हैं ? 


ग्रार्थना की तुमने कि शिक्षा-दान आप्त हो 
श्याम मेघ ज्यों खड़ा हो ग्राची के प्रभात में 
माँगता है रवि से, प्रकाश-रेखा दान दों 
सूर्य उठता. है ज्यों अनंग यात्र गात में 


क्षण में ही बादल को राग-रंजित किया 
ज्योति की सेंवार दी विचित्र चित्रलेंखा सी 
रावण से हो असन्‍्न जेसे शिव शांभु ने 
लंका बीच खींच दी हो एक स्वर्ण-रेखा सी 


किन्तु द्रोण ने तुम्हें निषेध किया विद्या का 

क्यों किया कि शूद्र वर्ण तुम्र हो, निषाद हो ? 
और राजपुत्र सब श्रेष्ठ वर्ण मानव थे? 
उनको कहीं तुम्हारी विद्या से विषाद हो? 


किन्तु कौन था, तुम्हारी साधना को रोकता 
साहस का मार्ग तीनों कालों में ग्रशस्त है 
काल-गति से न कभी नष्ट होता शौर्य है 
ऐसा यह सूर्य है कि जिसका न अस्त है 


क्षत्रि-जाति ही है अग्रणी क्या धनु्वेंद में ? 
ढाल था तूरर क्‍या उन्हीं का पृष्ठ-भाग है? 
धन्‍्वा क्या उन्हीं क्रो शक्ति के समक्ष है भुका ? 
वाण क्या उन्हीं करों से फुकरित नाग है? 


न जु 


कवि के सुख से---२ 


तुमने नहीं! कहा, की ऐसी निष्ठ साधना 
एक शुद्ध मे समस्त ज्ञत्रियों की आन ली 
मानव-विमेंद का ही लक्ष्य-मेद यों किया 
विश्व ने तुम्हारी बात मीन हो के मान ली 


ऐसी साधना मुझे दो अनुपम एकलब्य 
एक लव मेरी लेखनी का हो तुम्हारी ही 
शब्द-बेघ एक वार फिर हो ऐ स्‍ काम की / 
चकित हो साधना से यह सश्टि सारी ही 


इस स्तथव के बाद काव्य का प्रवेश इस प्रकार होता है 


कद घोषणा है यह भारत के युद्ध की 
पाप हो या पृण्य, शक्ति के समझ नत है 
जीवन का युद्ध लड़ो- धर्मराज वंशजों | 
वीर का ने अन्य कोई जीचन में त्रत है 


यय का मुकुट जसे व्योम-भाल पर हैं 
जले काव्य-शीर्प पर शारदा की स्तुति है 
सागर के शीश पर मंझा ज्यों भलता है 
जैते बादलों के शीश दामिनी की दूति है 


वैसे ही तम्हारा भाल शौर्य, शक्ति, क्रान्ति से 
अंकित हो भींह की सशक्त रेखा वक्र में 
घूमती तुग्हारी|दुष्टि में हो शक्ति वेसी ही 
जैसी शक्ति घूमती है श्रीवर के चक्र में 
पर्य॑ का कांच जो कि शब्द से अभेद्य हो 
कार्य की कुशलता ही हो कृपाण-धार सी 
नीति हो तुम्हारी मति, और क्षमा यति हों 
गति हो तुम्हारी एकलब्य के ग्रहार सी 
क्तल कठिन कांड के सुनील बाण हे । 
बंदना तुम्हारी गिरव करता हैं कं से 
११७ 


विचार-दर्शन 


श्रेष्ट बज्ञ बाण | दृढ़ वेध किया तुमने 
ग्रंज उठा नील वच्योम कान्तिकरारी रब से 


बायु की तरंगें मध्य ही में मुड़ जाती 
जब तम चलते हो चाप से निकल 
स्वप्न सलत बनते हैं एक क्षण भर 
छोर सत्य बनते हैँ भूले स्वप्न कल 


सा यर उार ४४ 


४ 


उड़ कर लक्ष्य बेसने में कल्पना उड़ी 
विछड़े पनप से कि सोस है विद्वड़ती 
पृष्ठ आर पश्चिम दिश्वाएँ अतिकल भी 

गे ही गुहारी गवि-ेरा से है. जुड़ती 


पु डे 


शीन वर्ण उठता £ उच्च बर्ण नीच हो 
बाटता है. चुमकोी पसजित हो नीति से 
किले मी उंटे ही रहें अयान्गेद बेथ के 


हम हकूला्य के करों के प्ले श्रीति से 


रे 
7 


शिस गे कण आय संज्जिव ह तेम से 
2 0 0/] 6 टवानन्यरा का दे 
6 डाप्ट मी मे कगी निकश पिरोध में 
गण बट्य आए महासारियन बड़ हो 


( डिया के गीउान्य से ) 


विद्ञार-दशेन 


में तुमसे मिल गया ग्रिये, यह है जीवन का अंत 
इसी मिलन का गीत कोकिले, गा जीवन-पर्यन्त 
रहस्यवाद की इन भावनाओं में आप कमी सूक्षीमत का प्रभाव भी देखेंगे जहाँ 
मेरा आराध्य ल्री' भी बन गया है ओर मेरी हमंग में पुरुषत्व उभर श्राया है। 
इस ज़िंदगी की निराशा में भेरा विश्वास नहीं है मैं तो भगवान श्रीकृष्ण के उस 
स्वर्ण-बाक्य का समर्थक हूँ जो उन्होंने अजुन से कहा था: 
क्ष॒द्र॑ ़दय दोव॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप | 
इसीलिए 'चद्टान' शीर्षक कविता में मैंने लिखा है : 
क्या इसमें है परिव्यात्त आय ? मुझमें भी जायी यही आय 
मैं दृढ़ हँ--सागर उठे, देखना निकल न आए कहीं झाग ! 
में हैँ अखंड, कायरता का मुझमें न कहीं भी लगा दाश 
मुझको आकर चाहे देखे भूमंडल का अत्येक्ष भाग 
में अपनेपन की अकट शक्ति से चिर वर्षी तक हूँ प्रचंड 
हढ़ खड़ी कड़ी टेढ़ी अखंड चट्टान अटल जड़ सी विषंणु 
मेरे अभिशाप की पंक्तियाँ द 
यह विकास है मुरका जाने ही का पहला . रूप 
या यहाँ जीत में छिपी हुई हे इस'जीवन की हार - 
या धूल समझ कर छोड़ चुका हूँ यह कलुपित संसार 
केवल मेरे श्रध्यात्मवाद की पुष्टि करती हैं और इसका संकेत मैंने पा 
में कर दिया दे कि नश्वर स्वर से केसे गाऊँ आज अनश्वर गीत” पल्लायनवाद या 
एड९७एंडा को मैं मनुष्य की सब से बड़ी कप्रज़ोरी समझता हूँ। अतः 'मेरे, काव्य 
का उदय श्य मन के बोझ की हलका करने के अलाबा जीवन के परिष्करण ओर 
उमके गतिशील होने में है । | 
श्री गुलाबराय--ऊाब्व में शक्ति ओर सजीवता लाने के लिए आप अनुभूति यानी 
एिल्ीप्रछधणा को कहाँ तक जुरूरी समभते हैं ? भाव में तीवता लाने में कल्यना यानी 
गहछ्ं॥00 कर तक अनुभूति का स्थान ले सकती है ? आप अनुभूति श्र साधना 
यानी रिया की कमी बर्तमान रहस्थवाद के ऊँचे उठने में कहाँ तक बाधक समभते हैं ? 
मैं--काव्य में शक्ति श्रीर सजीबता लाने के लिए, में अनुभूति यानी डि०क्ली- 
किक की बुत जुरूगी मानता ईं। केबल भावुकता यानी 5७॥६४0076 कविता 
हि कर नहीं उठा सकती । कविता में प्राण तो केवल अनुभति ही भरती है। इसीलिए 


5 
दर्द 


आलीोचक के सामने 


कवि को द्वष् बनकर ऊँचे घरातल पर जाने की आवश्यकता है ओर चूंकि यह 
ख़ासियत बहुत से कवि कहलाने वालों में नहीं होती, वे अयने ही दिल की आवाज नहीं 
सुन सकते, अपनी ही साँस की गति से परिचित नहीं होते, कविता में प्राण-प्रतिष्ठ 
करने में असफल होते हैं ओर चूं कि इस अनुभूति की आवश्यकता रहस्यवाद के क्षेत्र 
में और भी अधिक होती है. हमारे वर्तमान रहस्यवाद की बहुत सी कविता प्राण-हीन 
होकर पड़ी हुई है । कल्पना यद्यपि कविता में नये-नये संसार की सृष्टि करती है, तथापि 
बह अनुभूति का स्थान नहीं ले सकती । उससे भावना में तीव्रता तो अवश्य आ जाती 
है किंतु वह कविता में स्पंदन नहीं ला सकती | मुके तो कल्मना वैसी ही मालूम देती 
है जैसे असितकुमार हल्दार या कनु देसाई की वूलिका से बने हुए कलापूर्ण चित्र । 
जिनमें सौंदर्य तो अवश्य है किन्तु वे चित्र चल-फिर नहीं सकते और मेरे कमरे में एक 
जगह सजे हुए रखे हैं । 

श्री गुलाबराय--क्या भाव की सचाई यानी आ7०७7॥9 की मात्रा बढ़ाने 
के लिए, कबि के विचारों का उसके जीवन से साम्य होना आवश्यक नहीं ? क्या उन 
प्रगतिवादी कवियों से जो ख़म की टद्ठियों के पीछे, बिजली के पंखों के नीचे और 
स्प्रिंगदार सोफ़ों के ऊपर पाकर पेन से धूप में गिद्ढी तोड़नेवाले मज़दूरो की कविता 
लिखते हैं और उन रहस्यवादी कवियो से जो जीवन की माग-दौड़ और कशमकश में 
भाग लेते हुए भी इस संसार से मुँह फेरते या प्रियतम या प्रियतमा से वियोग की 
विषम वेदना का राग अलापते हैं, यह कह देना ठीक न होगा कि आप सच्चा अनुभव 
प्राप्त करें, यह आपके बस का रोग नहीं : 

कठिन भूमि कोमल पद यामी | कवन हेतु विचरहु वन स्वामी | 
क्या आप अनुभूति वाले कम पढ़े कन्नीर जैसे तन्मय कवि को काव्य की कला में पारंगत 
परन्तु साधना ओर अनुभवहीन कवि से अच्छा नहीं समभते ? 

--कविता और आत्मगत सत्यता 5770७५६ए को में कार्य और कारण ही 
मानता हूँ । बिना सिनसीयरिटी के कविता नहीं लिखी जा सकती ओर जो कबिता लिखी 
जाती है वह केवल बहुरूपियापन है, केवल अमिनय मात्र है। इसीलिए आधछ्ुनिक 
काल में ख़स की टट्टी के पीछे रहनेवाले कवि की पार्कर पेन से लिखी हुई भूखे किसान 
पर कविता में मैं भाव की सचाई का श्रभाव पाता हूँ । इसी प्रकार मौज से रहनेवाले 
कवि की विरह-कविता में बनावट दै, उसमें ज़्यादा वज़न नहीं है। आपने बड़े मार्के को 
बात कही है: 

कठिन भूमि कोमल पद यामी | कवन हेतु वत विचरहु स्वामी _ 

१२१ 


विचार-दशन- 


अच्छा तो यही है कि ये कोमलपद-गामी कवि अ्रल्क्रंड लान पर य्हलते हुए 
एलायंस होग्ल में दी जाने वाली क्रिसी मिल झोनर की पार्थ में जाने की बात सोचें 
ओर विरह-काव्य लिखने वाले ये जीवन के क्लक या एकाउंटेंट आँसुओं की अपेक्षा 
रुपया, आना, पाई का ठोट्ल लगाएँ | लिखने में सिनसीयरिटी होने के प्रस्ठुत विषय में 
सॉस लेना या 'लिव्ह करना कवि या कवि कहलाने वाले 'क़ल्लमवान के लिए. आवश्यक _ 
है। कत्रीर ने जो लिखा. अनुभव किया थ्रा । जीवन की सच्ची कविता लिखने के लिए. 
पिंगल या किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है | कम पढ़े कबीर ने जो कुछ भी लिखा 
उसमें उनका पूरा अनुभव है और वें काव्य के पंडितों से ऊपर माने जाने योग्य हैं । 
श्री गुलावराय--हिन्दी नाटकों में कोई ऐसी बात पैदा हो रही है जो उनको 
दूसरे देश के नाटकों के मुक़ाबले में एक निजी व्यक्तित्व दे सकें ! इब्सन और शा का 
अनुकरण हमारे नाव्ककारों के लिए कहाँ तक श्रेयस्कर हुआ है ? क्या एकांकी नाटक बढ़े 
नाथ्कों का स्थान ले सकेंगे ? आपकी रुचि पूरे नाटक लिखने की ओर क्‍यों नहीं हुई ? 
से--हमारे यहाँ के नाटकों में ऐसी विशेषता पैदा हो रही है जो उन्हें दूसरे देश 
के नाटकों के मुकाबले में एक निजी व्यक्तित्व दे रही है और बह हैं अपनी संस्कृति ओर 
सम्राज का जीता-जागता चित्रण करना | लेकिन यह अभी अधिक नहीं हो रहा | हमारे 
नाटककारों को अपनी भारतीयता नहीं घुला देनी चाहिए । उन्हें मनुष्य के साथन्साथ 
उसके संस्कार भी रखने हैं। यदि वे संस्कार भूल जायँगे तो मनुष्य का व्यक्तित्व भी 
भूलते देरन लगेगी | इब्सन ओर शा का अनुकरण हमारे नाटठककारों को वहीं तक 
श्रेयत्कर हुआ है जहाँ तक उन्हें मनोविज्ञान के चित्रित करने की शैली की आवश्यकता 
है, इससे अधिक नहीं । मुझे विश्वास है; एकांकी नाटक बड़े नाटकों का स्थान अवश्य ले 
सफंगे क्योंकि हमारे व्यस्त जीवन में समय की बहुत कमी होती जा रही है | जिस तरह 
सागी गत के थियेटर अब सिनेमा से समाप्त होते जा रहे हैं, उसी तरह कहानियों के 
सामने बढ़ेनबढ़े उपन्यास उम्बड़ते जा रहे हैं। केवल एकांकी नाटक को ओर भी 
परिमार्जित करने की आवश्यकता है। यों तो एकांकी नाठक जीवन की सधी “हुई भाँकी 
ह झिर भी उसकी व्यंजना इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि वह कौतूहल के साथ ही 
साथ स्वामानिकता और जीवन की सचाई की ओर संकेत कर सके | मैंने पूरे नाटक 
दी लिखे | एक तो मुझम पूरे जीवन का अनु भव दी नहीं है फिर ययेट्ठ अवकाश मी 
नहीं | जब तक में आपकी उमर नक पहुँचू तब तक शायद एक आध पूरा नाठक लिख 
गऊ़ू गा। अमी तक जीवन के किसी पहलू को लेकर जिस पर मेरा यथाशक्ति अधिकार 
है, में एलांशी नाट्कवी रचना का देता हूं । किन्तु पूण नाटक लिखना सारी ज़िन्दगी 
अन्न कील्य | 


+प 


अआलोचक के सामने 


ना हर एक पड़े भें मर देने ही युक्ति की तरह है और किसी 
पक्ष बंद युक्ति मुझे नहीं सिशलाई । गी लाचारी है | 
क्ष गुलायराबय--फझाउने पा वीयह की झासि के पर्वरंग में फष्ा है कि नाटक में 
गगुनास्मक की छपेसय प्रमिनयार्गद नत्य 20 तृपतक थी प्रचानता रहती है । 
छारणे पउद्रे सा मामझ नाट में रस गर्ग नात्म ? तन्‍्य मी प्रधानता नहीं है क्या स्टोरी' 
के रूप में झा! इसने पर्दा मे दीया ? झरने झरने चरफो भें फयणा फी प्रेस से अधिक 
प्रधनता डी है शा से झंगा के लिए प्रम वो छाइना जरूरी है? क्या आये नादसों में 
मंबोग यानी टरी8॥८० से #प्राठा पास नहीं डिया गया है ? चिपक! में छूने का पीटने- 


उ्ऊ हि 


किक 
घीयर नेश्न 


पाला मिखारी फे रू में प्रा जाता है। मिस्दर परनंग वर्मा की पत्ती कमलकुमारी एक्ट्रेस 
प्रमा में अभावती के दर्शन एग्ती है। कया इदला लेने फे झलाया पति के सुभार का 
ध्ोर गोरे तरीडझा ने था ? हु सोने अरीम भें भी ऐसे ही संबोग से काम लिया 


गया दै | हैया इस नादझ फे नाप की मुख्रिति शिचार भाग 80040% बहुन लम्पी 
ही गई है धादल मी सत्य! को खाय नाटक कोँसे या गय्य-फ्राब्य ? क्या संध्या, 
बादल झार दया हा मतायों की सर बोलना श्रस्याभाविक नहीं है ? नारी की बैगानिक 
परीक्षा में प्रम नेगी स्वर्गीय सस्त को परीक्षा का विषय बनाना कष्ाँ सके उचित है ? 
मे-आाव इस प्रश्न से मुझसे नाटवों की पूरी व्याख्या करवाना चाहते हैं । लेकिन 
समय बहन नहीं है। इसलिए, यदि में सत्र बातें थोड़े में कहूँ तो मुझे क्षमा फरें। मेने 
पिद्वीयत फी श्र के पूतरय में श्रसिवात्मक तत्व की साटऊ में प्रधानता मानी है झोर 
सही सत्य मेरे मादों में श्रायकों झ्धिक स्थार्नों पर मिलेगा। एजट्रेसा नाटक के बारे में 
नी शायरी सदेंद्र हुआ है उसगा मुख्य कारण यद ह कि उसकी कथावस्तु ऐसे 
सीदे गसते से बल यही है झि मेरे ने चादते हुए भी पात्र उलभते चले गए हैँ। 
उर्हे सुलकाने के लिए. एक से खबिक इंश्यों की श्रावश्यकता थी | में समभता हूँ 
यदि एक्ट्रेसा को मे एकांकी फे रूप में ने लिग्य कर परे नाटक के रूप में लिखता तो 
अधिक अस्दा होता | या एकॉकी में ही तीम-चार दृश्य रख देता जैसा आजकल के 
कुछ माटककार कर सो हैं, पर सद मुझे मान्य नहीं है। में तो एकांकी नाठक में स्थान- 
संकलन बहन जूरी समझता हू । जो बात बग्ुनात्मकता की भावना आपको दे रही है 
बह फेयल परिस्थिति की सॉँग है| फिर फलकुमारी श्रवकाश में है ! प्रभा से कुछ भी 
बात करना उसके लिए. आवश्यक है क्योंकि अ्रनंग उसे कुछ देर के लिए प्रभा के 
पास छोड़ गया है | फिर वह प्रकृति की क्रीद्ा-भूमि में है जहाँ बातें भी पेड़ों की माँति 
ती हैँ। इन सत्र बातों ने बार्तालाप को कुछ श्रधिक रुप दिया है पर यहू सम्र 
१२३ 


विचार-दर्शन 


परिस्थिति की माँग है। 'चंपक' में करुणा को प्रेम से प्रधानता अवश्य दी गई है 
लेकिन कवि की यह करुणा व्यक्तिगत नहीं है, उसका प्रेम व्यक्तिगत है। अतः जब किसी 
उदार व्यक्ति में किसी के प्रति स्वभावजन्य करुणा होती है तो वह व्यक्तिगत श्रात्म-तुष्टि 
की बात छोड़ देता है। अपनी सुविधाओं का मोह होते हुए भी आप विद्यार्थियों को 
पढ़ाने में श्रम करते हैं, इत मावना को आपने कभी जाँच कर देखा ? बढ़े ओर उदार 
आदमियों का यही लक्षण है कि वे अपने सुख की उपेक्षा कर दूसरे का दुःख दूर 
करना चाहते हैं। वे समप्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान करते हैं । हे 
आपने संयोग या 0070७ का बड़ा सुन्दर प्रश्न उठाया है | में 
नाटकों में आकस्मिक घटनाओं का वहीं तक पोपक हूँ जहाँ तक कि वे सौ में दस के 
अनुपात से घटित होती हैं । किन्तु जहाँ वे महज़ चमत्कार के लिए, होती हैं. वहाँ: मं 
उनका दुश्मन हूँ | नाटक में चांस' कुछ अधिक हो जाता है ओर ,डसका कारण है 
नाटक के भीतर इमें बरसों या महीनों में घटित होने वाली घटनाओं को केवल आध घंटे 
था उससे भी कम समय में बिना किसी अस्वाभाविकता के लाने की आवश्यकता पड़ 
जाती है। तथ हमें जीवन की वास्तविकता को घनीभूत करने में कला का आश्रय लेना 
पढ़ता है | यहीं असलियत में आकर्षण उद्मन्न होता है। अकस्मात' का प्रयोग अ्रगर 
श्रस्थामाविक नहीं है तो हमें आपत्ति करने के लिए. कम स्थान है। जीवन की 
वास्तविकता हमारे नाटक का आधार होना चाहिए. पर जिस वास्तविकता में कोई 
आकर्षण नहीं है वह हमें रचिकर नहीं हो सकती | जब हमें रंगमंच के थोड़े समय में 
जीवन का चित्रण करना होता दे तब हमें जीवन की ऐसी घव्नाएँ तो चाहिए ही 
जो छ्ृदय की रुद्मनुभुति प्रात्त कर सके या हमारी रागात्मक प्रद्तत्ति में कुछ 
चेतना ला सके । 'एक्ट्रेस' में प्रभावती की श्रोर से बदला लेने के बजाय आपने उसके 
पति के सुधार का दूसरा इल पूछा है | जिस स्थिति में प्रभा थी वह कैसी थी ? स्वयं प्रभा 
कद्दती द--चिणिक मिलन, वह भी उस समय जब मदिरा से उनकी आँखे भूमती रहती 
थीं। दो चार कर्कश शब्द के बाद उनका एक सप्ताह के लिए विय्ोग | यह था मेरा 
जीवन ।' शरात्री पति के सुधार के लिए जूते की तासीर अच्छी होती है, लेकिन हिन्दुस्तान 
वी मरी ऐसा नहीं कर सकती | एक्ट्रेस बनने की प्रेरणा प्रभा को अपने पति से ही मिली 
जब कि बढ वेचारी दिंदू स्त्री अतिहिंसा से भरी हुईं थी ओर कुछ नहीं कर सकती थी । 
पति के मुचार की भावना उसके मनोविज्ञान में है जो मद्दात्मा गांधी सब्र से अच्छा 
मुधार मानते ई ।एक तोले अफ़ीम की क्रीमत' में नायक का स्वगत-कथन लंबा है ! वह 
झादा-त्या करने जा रहा दे इसलिए, जीवन के इस पार और उस पार की सभी 
अआ १२४ 


ठ 


आलोचप के सामने 


शत सोचता है, यह पूर्ण सशमाविण भी है। दुर्भाग्य से नादकशर के पास छौर कोई 
खषन नहीं है । इस झालमदग्पा की से कड़ों बातों को दशकों पर प्रकट करने के लिए 
मैंने छारने मादक में स्थगत कायम झा प्रयोग कम से झम फिया है। और एस स्थान 
पर में विवश था | हिर यदि नायर आत्महत्या जैसे गंगीर शरीर भयानक या में प्रवृत्त 
हा नी में शायद रप्गत ए.थन रखता भी नहीं । 


जिटल दी मृत्यो! एक झूपक है मैटगलिक पी शैली पर । वह अभिनय के लिए. 


न्‍< 


न 3 


नहीं है, बह तो शीयनन के स्पार्थ दी एक भावी है। उसमें फेक्‍ल एलल्‍सना है। उसके 
लिपण में नाइवणार झार कवि में समम्धेता शा है । 


नारी दी पैशानिए् परीक्षा' में प्रेम जसों स्वर्गीय बग्सु की परीक्षा या विषय बनाना 

फीस पसंद फरेगा फिय जय रिसी उयान रही के बूदों पति से पृद्धिए क्लि उसके हृदय 
में पानी परी फ्रेशति कैसी-फेसी शंराएँ लोती हूं मिनयी जाँच बह चुपके ुस्‍फे 
किया छसा है। प्रोहेसर फेदार श्पनी सुवती पक्तो के बूंद पति हैँ । उनके मन में मी 
झुछ शंदाएँ हैँ सिन्‍्हें थे मुलकी भाषा में अपने निजी दोस्त दा० झठ् के सामने रखते 
हैं, जो एक घड़े मनोपैेशनिक हैँ। खावरी सरह डा बद्र भी परीक्षा करने से इंकार 
करते £। मे नो यहाँ तर फट शते एँ कि परीक्ष झग्ना एटीकेद्र के ख़िलाफ़ है। पर 
मूद्दे पति सिर जे ही जाते है । फिर एपांत में ले जाकर थे टा० रद से क्या फदते ईू 
हो श्रनुमान भी घर लीमिए.। तो बुद्ापे की पन्‍नी श्रपने साथ शंकाएँ भी ले आती 
है।यों पल्ली के पवित्र प्रेम फी परीज्ा पा विषय बनाने वाले फो में, जानते हैं क्‍या 


कहँगा ? शपरेरे में देखने वाला पत्ती या धोनी के कपड़ों फा साथी 


के 


( रेडियो फे सीजन्य से ) 


श्रष 


लेखक ओर प्रचार 


आज लेखक की अनेक समस्याओं में प्रचार की समस्या बड़ा महत्वपूर्ण रूप 
लेंकर आई है। प्रतियोगिता आर प्रतिद्दन्द्रिता के युग में लेखक की दृष्टि न केवल 
साहित्य-सूजन के नये-नये रूपों में गतिशील हुई है, वरन्‌ उसके छृद॒य में साहित्य को 
अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुँचाने की लालसा भी जाग उठी है | बस्तुतः लेखक 
का प्रचार से सीघा संबन्ध नहीं है। प्रचार तो प्रकाशकों ओर व्यवसायियों का कौशल 
है | लेखक साहित्य का निर्माण कर चुकने पर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है, 
इसके अनन्तर साहित्य को प्रकाशित करने बालों का कत्तव्य हो जाता है कि वें उस 
साहित्य को जनता के सामने रखें ओर उसका ध्यान सत्साहित्य की ओर आकर्षित 
करें । - 

अपने देश के प्राचीन ओर मध्ययुगीन कबि और लेखकों को लीजिए जिन्होंने 
अपनी प्रतिभा से समाज ओर धर्म में क्रान्तियाँ उपस्थित कर दी हैं ओर देश के श्रमर 
साहित्य की रचना की है | ये लेखक तीन वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला 
वर्ग संत कवियों का, दूसरा बर्ग राजकवियों का और तीसरा वर्ग साहित्य-मनीपियों का 
है । पहले वर्ग के संत कवि तो एकमात्र अपने आराध्य की उपासनां में लीन होकर 
अआत्म-सनन्‍्तोप के लिए. साहित्य-सजना करते थे । महाकवि तुलसीदास ने अपना अमर 
काव्य (रामचरितमानस! केवल शात्म-सन्तोप के लिए ही लिखा : 

स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा 
भापा नित्रंध मति मंजुल मातनोति । 
नत्रद्दीन कबि सूर्टस ओर मीरां ने अपने आराध्य श्रीकृष्ण की भक्ति में भाव-विभोर 
दिकर रचना की : 
मेरी मन अनत कहाँ सुख पावे | 
जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिर जहाज पे आने ॥ 

कब्र ने मानसिक भक्ति का आदर्श उतध्थित करते हुए हिन्दी में सर्वप्रथम रहस्यवाद 
की सुप्टि की : 


ननों की करि. कोटरी पुतली पलँग विद्याय | 
पलकन की चिक्र डारि के पिय को लिया रिकाय ॥ 


१२६ 


लेखक ओर प्रचार 


ब॒ 


- “इन भक्त कवियीं का दृष्टिकोण अपने जीवन के परिष्करण के साथ अधिक से 
ओधिक समाज-परिष्करँण भी कहा जा सकता है। इसके लिए. उनके 'डपदेश” और 
चितावनी' के अंग लिए जा सकते हैं, किन्तु इस उपदेश देने की प्रवृत्ति लोक- 
कल्याण की भावना ही हो सकती है, अपने व्यक्तिगत प्रचार की नहीं | उनकी रचनाओं 
ने मानवद्धदय पर सीधी चोट की है और अपने विचारों के प्रवाह में उन्होंने जनता 
को भी बहा लिया है। उनका प्रचार किसी विज्ञापन द्वारा नहीं हुआ, जन-जन के केठ 
में उनकी वाणी फूटी ओर अनायास सारे देश में फैल गई | 

दूसरे वर्ग के कवियों ने राजाश्रय में साहित्य की रचना की | इस प्रकार की 
रचना में स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही मावनाएँ देखी जा सकती हैं। वीर-पूजा और 
अपने राजाओं के आदर्श गुणों की प्रशंसा करते हुए वे अपने जीवन की सुविधाओं के 
लिए, भी यज्नशील दीख पड़ते हैं| महाकवि केशवदास ने जब अपने आश्रयदाता 
बुंदेलखंड के अधिपति महाराज इन्द्रजीत के संबंध में लिखा कि : 

जगत को इन्द्र इन्द्रजीत राजे जुग जुग 
जाके राज केसतोदास राज सो करत हे । 
तो इसमें जहाँ अपने आश्रयदाता की प्रशंसा है वहाँ अपने व्यक्तिगत बैसव का संकेत 
भी है | इस वर्ग के कवियों का साहित्य प्रचार की दृष्टि से केवल राज-दरबारों तक ही 
सीमित रहा | अपनी उदक्ृष्ट प्रतिमा के कारण वे धीरे-धीरे जनता के श्रद्धामाजन भी 
बने यद्रपि उनका प्रमुख ध्येय अपने साहित्य का प्रचार नहीं था, अपने आश्रयद्यताओ 
के वैभव का वर्णन ही था | 
तीसरे वर्ग के साहित्य-मनीपियों ले साहित्यिक रुचि और काव्य-प्रेम के नाते ही 
स्वनाएँ लिख कर साहित्य के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। महाकवि सेनापति ने 
प्रकृति-चित्रण में अपनी कल्पना का प्रयोग कर कार्तिक की चाँदनी को राम के यश की 
उपमा दी है : 
उदित व्मिल चन्द चाँदनी छिटक रही 
ध राम केसो जस अध ऊरध गयन हे। 
तिमिर हरन भयो, सेत हे चरन सब, 
मानहु जगत छीर-्सागर मगन है॥ 

इस ग्रकार के कवियों के सामने अपने साहित्य की सेवा ओर अपनी कल्पना 
की चित्रकारी प्रस्तुत करने का ही ध्येय था । यहाँ यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
स'त कवियों से लेकर काव्य-मनीपियों के काव्य तक की प्रवृत्ति समाज में अपना रूप- 


श्२७ 


विचार-दशन 


दर्शन कराने की अधिकाधिक होती गई है। धर्म के आचारयों ने अपने धर्म के प्रचार 
करने में स्थान-स्थान का परिप्रमण अवश्य किया किन्तु लेखकों ने साहित्य के प्रचार के 
लिए कभी देशाटन नहीं किया | वे तो साहिस्य-साधना ही को अपने जीवन का अंतिम 
च्येय समझते थे । + 

साहित्य के प्रचार की प्रद्मति आधुनिक युग की देन कही जानी चाहिए। 
गतायात की सुविधा और मुद्रए-कला के आविष्कार ने देश के एक भाग में लिखे 
जाने वाले साहित्य को कम से कम समय में देश में ही नहीं, विदेश में भी प्रचारित 
होने का अवसर दे दिया है | प्राचीन साधारण कोटि के लेखकों के ग्रंथ भोजपन्रों, 
ताड़पत्रों ओर पांडुलिपियों में ही सीमित होकर रह गए.। वे जनता में तब तक नहीं 
फैल सके जब तक कि जनता के कंठों से गाये जाकर वे दिशाश्रों में नहीं गँ ले और 
किसी श्रद्धालु ने उसकी प्रतिलिपि नहीं कर डाली । किन्तु यदि किसी आक्रमणकारी ने 
नगर या प्रान्त पर आक्रमण कर उसे जलाने की आशा दे दी तो मूल ग्रंथ की लिपि 
ओर प्रतिलिपि अग्नि की लपटों में लीन हो गईं | हमारे देश का बहुत सा साहित्य 
इसी प्रकार नश्ट हो गया है ओर आज हमारे पास उसका चिह्न भी अवशिष्ट नहीं है । 
इस प्रकार न जाने कितने कवियों ओर लेखकों की रचनाएँ विस्मृति के गर्भ में तिरोहित 
हो गई हैँ | किन्तु आज मुद्रण-कला से एक ग्रथ लाखों की संख्या में छुप कर समस्त 
भू-भाग में वितरित हो जाता है और वह संसार की किसी भी विपत्ति से नष्ट नहीं किया 
जा सकता | मुद्रण-कला की सुविधा ने लेखक को सरलता से लोक-िश्रुत हो जाने का 
अवम्तर दे दिया है और लेखक के सामने यह प्रश्न एक समस्या लेकर उठ खड़ा हुआ 

हैं कि क्या उसे अपने साहित्य के प्रचार के लिए. प्रयलशील होना चाहिए ? 
आज देश में प्रचार के साधनों की कमी नहीं है। मुद्रण-कला, विज्ञापन, 
कब्रि-सम्मेलन ओर परिषद, रंगमंच, चित्रपट और रेडियो ने किसी भी प्रकार के 
साहित्य के प्रचार की असीम सभावनाएँ उपस्थित कर दी हैं | आज जब लेखकों की 
सादित्व-साधना ने व्यवसाय का रूप ले लिया है और आर्थिक दृष्टिकोण से कला और 
साहित्य की जाँच-पड़ताल होने लगी है तो लेखक 'स्वान्तः सुखाय' के स्वप्न-मन्दिर से 
निकल कर वस्वुवाद की मस्भूमि पर खड़ा हो गया है और आर्थिक लाभ के लिए, 
अपने साद्वित्य को ऋय-विक्रय की वस्तु समभने लगा है। उसके साथ ही राजनीति और 
समाज-शास्त्र के मिद्धान्तों के सापेद्य महत्व ने और सभ्यता एवं संस्कृति के पारस्परिक 
सधर्ष ने लेखकों को अपने मिद्धान्तवाद के प्रचार में अधिक जागरूक और क्रियाशील 
बना दिया है | देश और ब्रिदेश के लेखकों की विचार-विवेचन की प्तिद्वद्विता आज 
श्श्ध ॥ 


नल 


लेखक और प्रचार 


उम्र रूप से हमारे सामने खडी हो गई है और हमें यह लगने लगा दे कि क्या लेखक 
को अपने साहित्य के प्रचार में क्रियाशील होने की आवश्यकता नहीं है ? 

प्रचार और प्रोपीगैण्ठा एक भवानक अञ्र है ओर उसके श्रनुचित प्रयोग से 
जब राजनीति के क्षेत्र में प्रतिक्रियाएँ होने लगती हँ--जो शक्ति से दबाई जा सकती 
हँ--तो साहित्य के ज्षेत्र में तो वे प्रतिक्रियाएँ होनी सहज है जहाँ उनके लिए. कोई 
प्रतिबंध नहीं है। यदि हम किसी ऋरुचिपूर्ण सस्ते साहित्य को प्रचार के राध्ते जाने दे 
ओर जनता विज्ञापन से प्रभावित होकर उस साहित्य को पढ़ने लगे तो क्या देश में 
दु्त्तियो के फैलने की आशंका नहीं है ? जनता को उससे कितनी हानि हो सकती है, 
इसका अनुमान करना कठिन है| किसी ज़माने में राम ओर कृष्ण-साहित्य पर सस्ते 
ढंग पर पुस्तको का प्रचार हुआ ओर स गीत के सहारे वह गॉँबों गाँवों में गाया गया। 
कहते हैं कि उससे धर्म का अच्छा प्रचार हुआ किन्तु मैं पूछता हूँ कि हमारे देश में 
धर्म का प्रचार कब नहीं था ? उतना ही चल और उतना ही अध्यवसाय यदि उत्कृष्ट 
साहित्य को अच्छे ढंग से प्रचारित करने में लगाया जाता तो देश का बौद्धिक या 
भावनात्मक धरातल कहीं ऊँचा हो गया होता । अतः सस्ती और गंदी दवाओ्ओो की भाँति 
जन्न सस्ता साहित्य लेखकों या प्रकाशकों के स्वार्थवश प्रचारित होने लगता है तो इसे 
देश का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए. | इस प्रचार से किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति 
भले ही हो जावे किन्तु देश ओर समाज को जो हानि होती है वह धन क्रे किसी भी 
परिमाण से नहीं ऑकी जा सकती । किसी फ़िल्म-लेखक या डायरेक्टर ने क्या कभी इस 
बात का अनुमान किया है कि किसी कुरुचिपूर्ण कहानी के प्रचार से तरुण बालक 
और बालिकाओं के चरित्र को कितनी हानि पहुँची है ओर देश की आने बाली पीढी 
के चरित्र-नल में जो कमजोरी आई है उसका रुपया, आना, पाई में क्‍या 
मूल्य है ? 

सत्साहित्य का प्रचार होना आवश्यक है किन्तु यह प्रचार किसके द्वारा होना 
चाहिए ? क्‍या लेखक ही अपने साहित्य-निर्माण के थके हुए. क्षणो के अनन्तर उसके 
प्रचार की व्यवस्था में प्रयक्षशील हो ओर क्या लेखक अपने साहित्य का निर्माण करने 
के अनन्तर उदासीन या दुःखी हो जाय यदि उसका साहित्य प्रकाशित या प्रचारित न 
हो ? मैंने एक एकांकी नाटक लिखा है--कलाकार का सत्यों | उप्तमें महाकबि ठुलसी- 
दास एक आधुनिक अशात कवि अखिल से कद्दते हैं : 

“यदि तुम्हारी कविता प्रकाशित न भी द्वो तो उसका मूल्य नहीं घट्ता | रन रत्न 
ही है चाहे जहों हो। हों, वह रुप के किरीयट ओर तरुणी के शरीर पर जाकर अधिक 

श्र६€ 


विवार-दर्शन 
शोभा प्रास करता है । तुम भी शोमा प्राप्त करोगे । - मेरी कविता कहीं प्रकाशित नहीं 
हुई । 'रामचरितमानस' की मेरे समकालीन लोगों ने निन्‍दा ही की किन्तु राम-भक्ति में 
लिखे गए 'मानस* को कोई रोक नहीं सका | सच्चा मनुष्य बह है जो निन्‍दा से निराश 
नहीं होता । 
अथवा दूसरे स्थान पर अखिल का सहयोगी एकान्त अखिल से कहता है : 
काटे इसलिए, नहीं बढ़ते कि वे किसी पैर में चुभ कर दो आँसुश्नों का अपना 
कर वसूल करें और फूल इसलिए, नहीं फूलते कि वे किसी के हार में गुथ कर किसी 
की आँखों को मौन-निमंत्रण दें। फूल और काँटे अपने जीवन की पूर्णता में संतुष्ट हैं । 
वे ससार की अपनी दिशा में पुकारते नहीं हैं । 
मेरे दृष्टिकोण से लेखक को प्रचार में उत्तना ही योग देना चाहिए. जितना 
उसके साहित्य को उपयुक्त हाथों मे पहुँचाने के लिए, अपेक्षित है। सत्साहित्य के 
प्रचार का कार्य तो राजसत्ता 5686 द्वारा ही होना चाहिए। वह अपने युग ओर 
परिस्थिति के अनुरूप लेखकों में प्रेरणा भर सके कि देश को अमुक प्रकार के साहित्य 
की आवश्यकता है। लेखक अपने साहित्य-निर्माण में किसी के आदेश से शासित तो 
नहीं है तथापि वह युग के सकेत को समभेगा ओर साहित्य का निर्माण करेगा। राज- 
सत्ता द्वारा उस साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए, । इसके लिए राजसत्ता दो विभागों 
की आ्रयोजना करे | पहला विभाग तो युग के साहित्य की उत्कृष्टता की जाँच करे ओर 
दूसरा विभाग प्रचार का ज्षेत्र विविध प्रदेशों या प्रान्तों में बाँठ कर साहित्य को जनता 
के समीप तक पहुँचाने की चेष्टा करे | इसके लिए, यदि नगर और ग्राम-पुस्तकालयों 
की आवश्यकता हो तो वह उनका संगठन कर साहित्य का प्रचार करे, अन्यथा रेडियो, 
चित्रपणट अथवा किसी अन्य प्रकार के विज्ञापन से वह उस जनोपयोगी साहित्य को 
लोकप्रिय बना दे ओर जनता के विचारों को मनोवांछित दिशा में विकसित करे | 
शआ्राज का लेखक राजसत्ता द्वारा उपेक्षित है। लेखक क्या ओर किस प्रकार 
लिख रद्दा है, जीवन की किन मुसीत्रतों में पड़ कर उसे साहित्य-स्वना करनी पड़ती है, 
इस पर किसी का ध्यान नहीं है | इसलिए, वह जो कुछ लिखता है उसकी ओर जनता 
उदासीन है। कभी कभी वह्द स्वयं प्रचारक बन अपनी रचनाएँ बेचता है; कभी 
प्रकाशर्को के छुल श्रोर कपट से बचने के लिए, वह अपनी पुस्तकें स्वयं प्रकाशित 
करता है; कभी अपनी स्वनाओं का प्रचार करने के लिए, समर्थ समालोचकों के ग्रभाव 
में बड़ स्व प्रशंसात्मक लेख लिख कर दूसरों के नाम से प्रचारित करता है। आज 
प्रचार के नाम से दिन्‍्दी में जो कुछ दो रहा है बह अमिनंदनीय नहीं है। अब हमारा 
१३० 


लेखक ओर प्रचार 


देश स्वतंत्र हो गया है, हमारी सरकार ही हमारे भाग्य का निर्माण कर रही है। झतः 
मुझे आशा है कि लेखको का भाग्य दयनीय न होगा ओर उनके द्वारा लिखे गए 
सत्साहित्य के प्रचार में राजसत्ता का सहयोग अवश्य ही प्राप्त होगा । 


( रेडियो के सौजन्य से ) 


भाषण--१ 


देवियों और सजनो, 
साहित्य सम्मेलन के गतवर्ष के समावति पूज्य पं» अमरनाथ भा ने ३ 
भाषण में कहा था--स्थाय बदि किया जाय॑ तो यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
साहित्य के निर्माण में ओर हिन्दी के प्रचार में विश्वविद्यालयों से प्रशंसनीय सह 
मिली है । उनके कथन की प्रामाणिकता में विश्वास रुख कर आपने इस वर्ष-- 
होता है--अपने कार्य-संचालन के लिए यूनीवर्सिटी की ओर दृष्टि की है और 
अवसर दिया है कि में इस साहित्य-परिपद्‌ की सेवा करू । इस कृपा के लिए, में ; 
है । मुफे अपनी असमर्थताओं का अ्रभिज्ञान है। आप मुझे क्षमा करे यदि में इस % 
पर प्रायः कह्दी जाने वाली बातें अधिक न कहूँ क्योंकि इस संधर्प के युग में अधिक 
चार की बातों म॑ मेसा विश्वास नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी शाई 
अनुसार हो प ओर विचार-संकीर्णता से मुक्ति पाकर साहित्य के उत्थान में योग 
है| साइस ओर आत्म-विश्वास में मेरी पूरी आत्या है। में चाहता हूँ कि हम 
प्रत्येक व्यक्ति साहस ओर शक्ति से संपन्न होकर साहित्य की सेवा करे । अत 
आपको साहित्य के इस कार्य-त्षेत्र में सस्नेद्र आमंत्रित करता हूँ । 
आज संसार के प्रत्येक ज्षेत्र में क्रांति मची हुई है | हमारा देश भी उससे 
बच सका दे। निर्भन भारत में तो यह क्रांति समस्त जीवन की परिधि में अग्नि 
चनकर समाई हुई है | एक तो यहाँ की जनता साहित्य के प्रति पहले से ही 5६ 
थी फिर आज के जीवन की असुविधाओं ने तो उसे मानसिक भोजन की ३ 
शारीरिक भोजन की ओर अधिक यलशील बना दिया है। युद्ध की लपटों में । 
आबश्यकताएँ और भी तुपित हो उठी हैं। ऐसी स्थिति में साहित्य-खुजन ओर अनुः 
के लिए अवकाश कहाँ है ? किर प्रकाशन की असुविधाएँ भारतीय किसान के जोड़ 
अमुविवाश्रों की भाँति ही दिनोंदिन बढ़ रही हैं। किन्तु दर्म निर्भीकता से आगे 
है और उन सभी जाबाओं पर विजय प्राप्त करना है जिनसे हमारी गति में रुकाव 
रद ई। 
इसमें कोई सन्देद् नहीं कि पिछली शताब्दी से हमारे साहित्य-सवम में 

आग गई है| किन्तु बद प्रगति ललित साहित्य में अधिक हुई है, उपयोगी साधि 


१8२ 


भापणु--१ 


कम | गष्ट्रभाषा हिन्दी को समृद्धि के लिए जिन-जिन साभनों की पूर्ति होनी चाहिए, 
उनकी ओर श्रभी तक दमाग लक्ष्य आगे नहीं बढ़ सका है। अ-हिन्दी प्रांतों में हिन्दी 
के प्रचार से ही हमारे इश्ट की पूर्ति नहीं होती। हमें हिन्दी की भौगोलिक परिधि के 
विस्तार के साथ ही साथ भापा ओर भात्रों की अ्भिव्यंजना शक्ति के बढ़ाने की भी 
पूरी चेश करनी है। _ 

आज भारतीय जीवन बहुत विपन्न ओर असंतोपजनक है। जीवन की विवशता 
के साथ आर्थिक अ्सुविधाएँ ओर मानसिक दुर्बलताएँ साहित्यिक जीवन के लिए, 
अदितकर सिद्ध हो रही हैं | युग-युग से संचित की हुई एवं प्राचीन साहित्य से पोषित 
हमारी सांस्कृतिक भावनाएं पिछले पहर के स्वप्न, की भाँति अश्पष्ट होती जा रही हैं | 
हमारा देश थ्राज अपने उस आदर्श को भूल गया है जिसकी साथना में जाति, धर्म, 
समुदाय ओर सिद्धान्तों की सीमित परिधि से मुक्त मारतीयता की अमिट छाप थी। 

आज की सम्यता क्‍या है? भौतिकवाद के समस्त उपकरणों को समेट कर 
जीवन की सुविधाओं को एकत्रित करना ही जैसे प्रत्येक सभ्व॒ देश का आदर्श हो गया 
है | स्वार्अ-साधंन के स्वर्ण स्वप्न से जगाने वाली कोई भी ध्वनि ककेश और अनुचित 
ज्ञात होती है | जहाँ प्रेम का स्थान घृणा ने ले रखा है, जहाँ व्यक्तित्व का कोई मूल्य 
नहीं है, वहाँ साहित्य की साधना किस आदर्श की पूर्ति कर सकती है ? घृणा में साहित्य 
का आदर्श कभी पनप नहीं सकता, उसके लिए, आवश्यक है कल्याण की भावना | हमें 
यह कहने में सक्लोच नहीं होना चाहिए, कि पश्चिम की सभ्यता में पारस्परिक घुणा और 
स्वार्थ ने प्रमुख स्थान ले रक्खा है। हमने जीवन को पहिचानने का सुलभा हुआ दृष्टि- 
कोण भले ही प्रात कर लिया हो किंतु हमारे सामने यह दृष्टिकोण बहुत स'कुचित होकर 
आया है। आर्थिक स्वतंत्रता ने साहित्य की स्वतंत्रता का अपहरण कर लिया है | 

भारतीयों का नैतिक जीवन संसार के समस्त अंगों में पैठकर उससे भी आगे 
बढ़ने का है। हमारे साहित्य का दृष्टिकोण इसी भावना में पोपित होता आया है। 
साहित्य का आदर्श केवल ज्ञान के रंगीन रल् ही एकत्रित करना नहीं, उसका आदर्श है 
सार्वभोम मानव जीवन का ऐक्य ओर संगठन । देश ओर जलवायु की विभिन्नताए 
रहते हुए भी साहित्य एक अव्यक्त सूत्र से मानव-दित और सहयोग के बिखरे हुएँ 
पललवों का बंदनवार शिव ओर कल्याण की भावना से सरस्वती-मंदिर के चारों ओर 
बाँध देता है। वह देश-देश में प्रेम ओर शांति का दूत बनकर मानव संप्रदायों में 
शांति की व्यवस्था करता है। वह थुगों के चिर प्रवास श्वामल पथ में! पिक-आणों 
की पुकार की तरह गूजता रहता है आर आकाश उसकी नीली प्रतिध्वनि से अपने 


१३३ जछ 


विचार-दर्शन 


को जाग्रत रखता है। वेद ओर उपनिपद्‌-साहित्य अरण्यों में लिखा जाकर भी 
सार्वभीम जीवन में स्पंद्ित हुआ है। वेद की प्रकृति-उपासना जितना शआ्राध्यात्मिक 
जीवन प्रशान्त करती है उतना ही सांसारिक जीवन सुद्दढ़ बनाती है | जनक बिदेह की 
सभा में याशवह्क्य के प्रवचचनों ने आध्यात्मिक जीवन की जितनी गुत्यियाँ सुलझाई, 
उतनी ही पार्थिव जीवन की भी | रामायण ओर महाभारत की घटनाओं में जीवन की 
सहस्तमुल्री धाराएँ सामाजिक, राजनीतिक ओर व्यक्तिगत जीवन की कितनी संतप्त भूमि 
शीतल कर रही हैं! यही पवित्र धारएँ जन- समुदाय की भापा में तुलसी, सूर और 
मीरां की सरस बाणियाँ पाकर समस्त देश को हरा-भरा कर सकीं। शाश्वत जीवन के 
ये आकाश-दीव जीवन के बहुत बढ़े भू-माग पर प्रकाश डालते हैं | 

लेकिम आज भारतीय युवक इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते। वे तो 
पश्चिम के जीवन के अनुरागी बनकर उसी के राग गा रहे हैं । श्रीमती सरोजिनी नाइड 
के शब्दों में वे पश्चिम की पीली अनुकृति मात्र (]098० ०0]9098 07 ॥06 ए&४) 
हैँ | क्या वें नहीं जानते कि उनके पास जीवन का वह दिव्य संगीत है जो वे पश्चिमी 
ब्ाँसुरी में फूँक सकते हैं! उनके पास भी वह रंगीन फूल का बीज है जो पश्चिम 
के उपवन में लगकर दशकों के नेत्रों में कई रंगों के प्रतिविम्त्र डाल सकता है ! उनके 
पास भी वह माणिक है जिससे पश्चिम के ग्रासाद प्रकाशित किए, जा सकते हैं ! प्राचीन 
साहित्यकारों को छोड़ दीजिए. | हमारे यही नवयुवक साहित्यिक हैँ जो देश के भाग्य का 
निर्माण करेंगे। इन्हीं की लेखनी हमारे उत्थान का इतिहास लिखेगी। आज इन्हें 
अपना उत्तरदायित्त समझता चाहिए, | इस समय किसी भी भारतीय साहित्यिक को 
अधिकार नहीं है कि वह साहित्य को अयनी व्यक्तिगत उन्नति या प्रशंसा का साधन 
बनाये । बह साहित्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता | उसे सर्बप्रथम अपने देश की 
संपत्ति के रूप में साहित्य की रचना करनी है । कविता उसके लिए प्रेयसी की प्रेम- * 
पत्रिका नहीं हो सकती, कहानी उसकी वासनामयी आत्म-कथा नहीं बन सकती, नाटक 
उसके लिए प्रेम का अ्मिनय नहीं हो सकता | नहुप ने इन्द्राणी के साथ प्रेम का जो 
नायक खेला था, वह उसके स्वर्ग से निर्वासित हो जाने का संकेत था । साहित्य के क्षेत्र 
से निर्वासित दो जाने का ऐसा कोई संकेत दुद्गवा न जावे, यही हमारी प्रार्थना है) 

लेखक और कब्रि में पृूण आत्मीयता चाद्विए । किसी प्रकार की संकीर्णता से 
उसकी लेखनी कूंठित हो जाती है | उसकी वाणी मज्यानिल की भाँति बहनी चाहिए 


भापाग--१ 


पदक पे जहा पफड भा |3(| / कप ए. सह गा ड; हट सर च्यद् 
सम्द। के लिए फिसी के ग्रनि पृणा पन्‍्ना द्रसंगय है, बढ कभी प्रसिदिंगा से अग्रसर 
पु रे जा कस + 
मी है सता । एस बाद उसके बहाव भें थे र प्रतिदिया णी शायताएं ई तो यह 
20  ऋडीेंए कक ह्या | इसे भा मर रन समर 7 बज क है 
बार मद हो सहया | इसे उहायिद हे पिदसर रे थी इस पे ला धार भा बढ गया 
>>, ही +, है, >> आ + 
हर ह है श्र हनी अब हट रातों ग्श्स्मा जि स्ण्कक ये 
है। शादी, देशों फोर सो में प्रेस थी व्ययना को सथार रस्या उसका सर्नस्य ही। गया 
£। दगों भे शरारिक ; तिक्मा ई 


| न कप जुक गा ड ् 
उर शटि ] दम 4 लि के बे स्मारण, जे इस मरामुद् शी 
सरस में मटर हाने शे ग्द ई, इसे आपने सती के खानरश से इक्षित करे भावी संगत 
कर स्ह्ठा हिल | व्त्ज डकार हट 
हो शारनला उकाो था ४:२४ है ! 


2 


पं विन प्रगर्यों में मपित दीफर बड़ादों ग्हा 0। 
खाद से सिंखित होहर उसने परश्निम् फे प्रकाश में 
दॉनिश चीवम मी पव्याओं के समीर ने उसे आंडोजित 
बंध ट्रकों के पु विन झाए हैं। लेकिन एक ब्रात 
है। प्रायीन दल ही मु से पलों की झुगंधि छइदली हुई है। हों पटले झाभ्या 
सिर सोर्म दसारे साहिय रा धागा था, घाश लाडिफ शोर शीगनगत इलकी सु्गंधि 
हमारे शादिंय को प्रमुधाशिव 7र ही है | हमारे साहिस्य ने जैसे एक नये जीवन में 
परयेश किण है। घीरन में कैसे स्वयं छारना शासनीश्लेएंग कर ख्य्मा प्रत्लेड भाग 
सहित शो समेत पर दिया ह। खत वी सिर्ण के समरंगी विदारन छी भाँति 
शकम का विभाजन हमार नेहों फे समस्त आकर्षक प्रीर कलापूर्ण श्म गया है । 
शिम श्रक़र एक हिलता दुआ तार बपे झआसवास के सायुमंशल में सदसों 
फंपने उत्सन झग देता है, उसी भाँति इसाग मत होता हुआ जीवन सनोविशान के 
सहसों शंपन में हमारे साहिय को प्रगशिन शशिनविस्द देता जा रा है। आन हमारे 
मसादित्य हे पास चीर-शायी शपष की अनंत शिहठाए है किस उनमें विध से हो, कल्यार[- 
पारी अमूव हे | पट को 'प्रमर जीवन प्रदान करने बाला मंगलमय सुधा विन्तु ही ! 
गप्टों, सर्गी आर संप्रदायों में थैंत का सरस गीत गाने याल्ली यद्द सुधानवाणी 
हमारी मीनिकता में से स्वार्य और ईप्या का विष दूर कर दे | कह संकीशता के कज्षीण 
दीपक को उत्सुफ सारक-लेज में परियतित कर सफे | सह संसार के कण-कण में पठकर 
विश्य-मम्धुत्य की भावना से हमारी दृष्टि को सवब्यापी बना सके,यट्टी हमारी शआ्ार्फाक्षा ४ । 
अपने ध्येय और दृष्टिकोण की सामने रखते हुए; हमारे सामने जो समस्याएं, 
हू, उस पर हमें विचार करना है । दमारे साद्ध का आदर्श बहुत ऊँचा दे । एमारे देश 
ने अपने जीवन का जो इृप्टिकोश निर्भारित किया था; व दमारे ध्रानीन साहित्य की 


११५. 


विचार-दर्शन 


वबाणियों में आज भी मुखरित हो रहा है किन्तु वर्तमान विषम परिध्थितियों जोर प्रतिदंधों 
ने हमारे साहित्य में जो ब्राधाएँ उपस्थित कर दी हैं, उन्हें एक भार हमें सुलभी हुई 
दृष्टि से देख लेना चाहिए । हमें आत्म-विश्लेपण करना है, आत्मन्यशंसा नहीं | हमारे 
दित्व भें आज जो अभाव हैं, उन्हें हमें दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिये । 
ऐसी स्थिति में में अपने साहित्य के केवल-मात्र गुण-गोख-वर्णुन में झ्ापका समय 
नहीं लूंगा। में हूं पभाव से रहित होकर अपने साहित्य के अभावों पर विचार करना 
चाद्ता हूँ | प्रशंसा के लिए बहुत समय है। भविष्य स्वयं अपने अक्षय श्रद्धा-भाव से 
हमारे श्रेष्ट साहित्य का अभिनन्दन करेगा किन्तु आज हमें स्पष्ट रूप से अपनी 
वास्तविक परिस्थितियों को समझ लेना चाहिए.। अपना विश्लेपण कर, अपनी दृष्टि 
२ ने ले जाकर अपनी ही ओर मोड़ देने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है | 
अपने कवि कब्रीर के शब्दों में में कह दूँ. 
उलटि समाना आप में, ग्रगटी जोति अनंत । 
अपने सादित्य पर विचार कोनिए। प्रति वर्ष काव्य, कहानी, उपन्यास, नाठक और 
आलोचना केग्रथ बड़ी संख्या मे प्रकाशित होते रहे हैं. किन्तु यदि आप' उनके इृष्टि- 
कणों की ओर देखने का प्रयत्न करें तो आपको निराशा ही होगी। बहुत कम ग्रथ 
आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें हमारे लेखकों ने हमारे जीवन के प्रश्नों को सुलभाने में 
दायता ८ है। एक ही भावना या एक दही बांत बदले हुए शब्दों में हमारे सामने 
ग््नी गई हैं जसे सत्र की एक किरण खिड़की के विविध रंगों के शीशों से निकल कर 
धथ्त्री पर इन्द्र थनुप तन गई है जिसमें कोई स्थायित्व नहीं है। जैसे साहित्य में कठिनाई 
कटठ-ब्यनि निकल सकी है. ओर सीमित भावों की दीवारों से उसकी अनेक प्रति 
निरयी हमारे कानों में इलकी ओर तीत्र शब्द-तरंगें भेज रही है जिन्हें हम नवीन और 
अभिनय मान नठ हैं। और इसके अनेक कारण है ६ * ४ 
१. इमारे आधुनिक साहित्य का आधार वास्तविक परिस्थितियों आर अनु- 
भालयाों मे कम इ। उसको अभिव्यक्ति उस स्वासाब्रिकता के साथ नहीं हो सकी है जिससे 
साद्ित्य जीवन का भाग बन जाता है । 


नल ज 
टू ता 


पश्चिम के युर्गातरकारी साहित्य के ज्यार में हमारे तब्रहत से साहित्थिकों 
ए ४ झार वे उच्छ झलता में ऐसे अस्वस्थ साहित्य का निर्माण कर 

;  तर्म साफ़ का जीवन अशुम हो सकता ई£ | 

हीए कावयों झार लेखकों में अधिकतर अगुकरगा की प्रदृ॒ि बगी हुई हे 

हकाव नी छाप उनमी रचना पर प्राकः नहीं अग पाती । 5 


ह भापण--१ 


४. हमारे अनेक लेखकों ने सादित्य-रचना में अध्ययम, अनुशीलन और 
निरीक्षण की आवश्यकता नहीं समझी है । इसीलिए थे प्रथम रचना में कुछ बातें कद 
कर परवती रचनाओं में उन्दों का विविध शब्दों में दुद्गगने लगते हैं | इससे उनका दृष्टि- 
फोण विन्तृत नहीं हो पाता । 

इन जतों पर हम कुछ विस्तार के साथ विचार करेंगे। हमारे बहुत से आधु 
निफ सात्त्यिक्ार जीवन वी वास्तविकता का रस नहीं ले सके हैं। वे बस्तुस्थिति का 
चोलता हुआ वित्र प्रलुत नहीं कर सके हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में इबने की चेप्टा 
नहीं की । बिहारी के अ्रनतूरे बूड़े, तिरे जे बूढ़े सब अंग! उन पर अ्रक्तरशः घटित 
किया जा सकता है। यही कारण है कि दमारा श्राज का साहित्यिक मज़दूर ओर किसान 
पर साद्दित्व थी रचना करता हुआ इमारे हृदय में एक दीस और कंठ में एक उच्छूवास 
नहीं उठा सका है। वह फ्सान के जीवन की कल्पना करता हुआ एक ही प्रकार की 
अमुविधाएँ गिनाता चलता है जैसे लंदन की एक फ्रर्म में एक कंजूस ख़रीदार चाकुझ्रों 
के २३५ टिजाइनों या सिगरेट के १३६ अ्रंडों की श्रालोचना करता है लेकिन लेता एक 
भी नद्ी ६ । जत्र भारत के ८६ प्रतिशत निवासी क्रिसान है श्रोर कृषि से श्रपनी आजी 
विका चलाते है श्रार उनके जीवन में प्रवेश करने के अनेक अ्रवसर हमारे सामने आते 
हूँ तब यदि हमारे लेखक उनके जीवन की वास्तविक अनुभूति प्राप्त नकर सकें तो 
आप उनदी सादित्य-साथना का क्‍या मूल्य समभेंगे ? हमारे नवीन साहित्थिकों की 
लेखनी में अभी इतना बल भी तो नहीं हूँ कि वे अमन्तुप्द जीवन के चित्रों को 
ज्यालामुबमी का रुत दे सकें। हमारे आधुनिक सादित्यिक रूस के जिस साहित्य का 
अनुकरण कर रहे हैं वह सत्य और वास्तविकता में आमूल छबा हुआ है | वह अपने 
इम्ख में बहुत प्राचीन और श्रॉसुओों में बहुत बुद्धि-सम्पन्न है (०१ व हाप्ण शत 
एछ'ए एां5९० स (०७४) किन्तु हमारे नत्रीन लेखक रूसी साहित्य से प्रभावित होते 
हुए, भी अपने सादित्य में जीवन की वास्तविकता नहीं ला सके हैं । एक कौतूहल और 
देखिए । वह रूसी सादित्य उन्नीसरवीं शताब्दो से शक्ति-सम्पन्न हुआ है। इसमें न पूर्वकाल 
है, न माध्यमिक | फिर भी भाव-संपन्नता में इस साहित्य ले प्राचीन साहित्यों से आगे 
क़दम बढ़ाया हैं| इसका कारण यही है कि यद्द सादित्य वास्तविक जीवन के अ्रभावों से 
उत्तन्न हुआ ह॑ ओर इसमें क्र दन ओर विद्रोद का स्वर मस्तिष्क से नहीं, हृदय से निकल 
कर संसार के बायुमंइल में फैल गया है । दमारे साहित्यकारों ने इसकी तीम्रता के आगे 
अपना सिर झुका दिया है । वे इसकी उप्णुता तो प्रास कर सके हैं किंतु प्रकाश नहीं | 
जीवन पर आघात करने वाली जो प्रेरणा और आक्रमण शक्ति रूसी लेखकों के पास है 


१३७ 


विचार-दर्शन 


ः 


वह हमारे हिंदी लेखकों के पास नहीं झा सकी है| उदादेग्गु के लिए. मुझे एक छोड़े 
से प्रसंग की ओर संकेत करने की श्राज्ञा दीजिए | नेक्रामोत १८२१-१८३७०७) रूस या 
एक प्रमुख लेखक हो गया है। वह एक तेजली वयाथवादी था। उसने आपने सादिय 
का समस्त आक्रोश जीवन की कष्टकारक परित्यितियों से लिया था। यह अनता दा 
कवि था । उसने प्रकृति के श्रनेक चित्र खीचे हैं आर वे लिन केबल सानने-जगन के 
सुद्द-दुः्ख को चित्रित करने के उद्दे श्य से ही प्रस्तुत किए गए. हैं| सयद किसानों का 
ऐसा चित्रकार है जिसमें यथार्थ की गहरी रेखाएँ हैं, झ्रादश का सुनहला रंग नरीं। 
उसने एक कविता लिखी है । दि रेड नोजेड फ्रास्ट' । इसमें एक सींए कल्पना है किते 
यह कल्पना सत्य के कितने समीप है! शीतकालीन कछुद्दरे में एक डिसान-विधता काम 
कर रही है | कुददरा एक राजा का रूप रख कर उसके समीप आता है ओर उसे शीत 
की अ्धिकटा से जकड़ कर मार डालता है। जिस समय वे विधवा मर रही ई उस 
समय यह कुहरा वीर वेश में आकर उसे अपने रजत-राज्य, द्वीरक्त आर मोती के गीत 
सुनाता है ओर दूसरी ओर वह विधवा श्रीप्म का उष्ण और मादक दिन ओर पके हुए, 
अजन्नों की राशि का स्वप्त देखती हुई समात्त हो जाती है। क्िसान-बिध्वा का स्वप्न जनता 
के श्रमिक जीवन की कठोरता पर जो आधबात करता है, वह युगों युगों तक ऊांति की 
पर्ट उठाता रहेगा। मेंने यहाँ रूसी साहित्य का उदाहरण इसलिए दिया है कि हमाग 
आज का साहित्यकार अधिकतर रूसी साहित्य से प्रभावित हाकर ही अपने आगामी 
साहित्य की कल्पना कर रहा है यद्यपि अ्रभी तक वह रूसी साहित्य के चस्तुबाद से मीलों 
दूर है। साहित्य में वास्तविकता का ग्रश्न हमारे अभावों से उठता है ओर उन अभावों 
को समझने की क्षमता आज हमारे साहित्यकार में नहीं के धरावर है। इसी रूसी 
साहित्य के प्रभाव ने हमारे साहित्यकारों को परंपरागत सादित्यिक संस्कारों से रहित कर 
दिया है ओर आज हमारे लेखकों को अपनी रचनाओं की प्रेरणा हमारी संस्कृति से न 
मिल कर रूस के राष्ट्रीय सिद्धांतों से मिल रही है । यों यदि हमारे साहित्यकार चाहें तो 
वे अपनी अनुवीक्षण शक्ति से ही अपने देश की अवस्था से यथेष्ठ सामग्री प्राप्त कर 
सकते हैं, उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है । वे अपने जीवन से ही ऐसी 
अनुभूति प्रास कर सकते हैं कि वह अन्य देशों के जीवन के लिए भी अनुकरणीय बन 
सकती है पर संभवतः हमारे साहित्यिकों को अपने देश और अपनी राष्ट्रीयता में अधिक 
महत्व ज्ञात नहीं होता | 
पश्चिम के युगांतरकारी साहित्य से हमारे साहित्य का जितना द्वित हुआ है, 
उतना अरहित भी | पश्चिम के साहित्य से हित तो यह हुआ है कि हमारे साहित्य का 


अड $ का 


भाषण--१ 


दृष्क्लिण बहुत व्यापक और निस्तुन हो गया है। जीवन के लोकिक पत्ष के प्रति इस 
अधिक जगरूक हो गए हूं आर संसार के विनिभ त्षेत्रो की प्रगति की मी हम साहित्य 
वी सीमा में शाँध सके हैं । दमारी दृड्टि ललित साहित्य में ही केद्रीभूत न होकर उपयोगी 
साहित्य की ओर भी गई है ओर साद्त्वि की परिधि अनेक विपयों को घेर कर बहुत 
विस्तृत चन सकी है । हम आने जीवन में अनेक द्वारों से प्रवेश पा सके हैं ओर अपने 
अनुभव को शधिक सक्रिय बना सके हैं। साहित्य ओर भाषा को ऐसतिदासिक ओर 
वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझ कर दम विरवसाहित्य से अपना संबंध जोड़ने 
में समर्थ हो से हैं। किंतु इन सब द्वितों के साथ जो अ्रद्वित हुए हैं उन पर 
भी हमारी इृष्टि चली जाती दै। पहली तो साहित्यिक संस्कारों की बात दै। यद तो में 
मानता हूँ फि साहित्य अयनी चरम उन्ननि में सर्बुजनीन बन ज्ञाता दे किंठ वह जिस 
समाम आर मिस साष्ट्र में निर्मित होता है उसके संस्कारों की छाप नहीं भूल जाता 
आर यदि सादित्य अपने संस्का्ें की भूल जाय तो फिर उस साहित्य का कोई व्यक्ति 
नहीं रू जाता | आप फ्रांस, मर्मनी, इंगलेंट झ्लौर रूस के सादित्यों के उदादरण 
लीजिए । प्रत्येक साद्ित्व के पीछे उसके राष्ट्र फी युग-युग की साधना छिपी रहती है । 
शेक्सपीयर के नाटकों में, टाल्स्टाय की कद्मानियों में, तुलसीदास के काव्य में क्या हम 
विश्वलनीनता नहीं पाने ? किंठु इन मद्दान्‌ सादित्थिकों के राष्ट्रगत संस्कार उनके साथ 
हूं। स्वगॉय प्रेमचंद की कद्ानियों में भाग्तीय श्रादर्श पूर्ण स्वाभाविक्ता लिए हुए 
दमारे जीवन की प्रगतिशीलता का द्रोतक है। स्वर्गीय प्रसाद के नाठकों में हमारे 
प्राचीन इतिद्वास के चरित्रों में जो जीवन स्यंदित हो रहा है, वद्द उन्हें सदैव भारतीय 
सा्ध का कलाकार घोषित करेगा । आधुनिक कलाकार अपने राष्ट्रगत समस्त संस्कारों 
की मिटा कर रूस या इंगलींद के आदशों का अन्धानकरण कर रहे हैँ | हम यद्द मानते 
हूँ कि मानवता में एक क्रांति पील रही है शोर समस्त संसार के सण्ट्र संभवतः किसी 
दिन एक ही परिवार के सद्य होगे किंतु भावी मनुष्य की संस्कृति के निर्माण में 
मारतीय विचार-बाग का क्‍या योग द्वोगा यदि दम किसी भी गण्ट्र के ्रामोफ़रोन अनकर 
अपनी मौलिक भावनाओं को भूल जायेँ ? आज रूस ने राजनीति ओर साहित्य के क्षेत्र 
में मितनी क्रांति उपस्थित की है उतनी किसी भी देश ने उपध्थित नहीं की। क्या 
आगामी कल की संस्कृति रूस की इस क्रांतिकारी भावना को अपने विकास के इतिहास 
में स्थान न देगी ? इमारे प्राचीन साहित्य को देखिए | क्या इस प्रकार की करंतियाँ 
हमारे देश में नहीं हुई ? बद् बात दूधरी है कि मानवता का संपर्ष इतने बड़े पैमाने 
पर कमी न छुआ हो और आज का संसार पुराने अनुभवों से शक्ति-संपन्न होकर कल 
- श्श्द्ट 


विचार-द्शन 


के संसार से अधिक समभदार हो गया हो किंतु क्या हम अपनी प्राचीन क्रांतियों के 
आधार पर नवीन क्रांति की योजना में अपने स्वतंत्र विचारों से मानव-स स्क्ृति को 
अधिक शक्ति प्रदान नहीं कर सकते ? यह तभी संभव है जब्न संसार की आज तक 
की प्रगति पर दृष्टि रखते हुए हम अपने संस्कारों ओर समाजगत दृष्टिकोणों को विकसित 
कर एक नवीन और व्यवस्थित दृष्टिकोश संसार को देँ। मैं इस बात को मानने के 
लिए तैयार नहीं हैं. कि पश्चिम के प्रवाह में भारतीय विचार-घारा के लिए कोई स्थान : 
ही नहीं है और हमारे साहित्य में उन्मेंप तभी आ सकता है जब्र हम रूस या इगलेंड 
के क्रांतिकारी विचारों के मागमात्र बन कर अपने साहित्य का निर्माण करे। 

इस पश्चिम के साहित्यगत अंधानुकरण का सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि - 
हम आज तक अपने साहित्य की आलोचना के सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सके हैं | 
संल्कृत के प्राचीन आचारयों के काव्य संबंधी सिद्धांत तो हम भूल ही गए हैं क्योंकि हमारी 
कविता श्राज रस! के सिद्धांत से नहीं चलती | हमारे नाठकों में संस्कृत का नास्य- 
शास्त्र काम नहीं देता | उनमें न प्राचीन नाटकों की अर्थ-प्रकृतियाँ हैं, न संधियाँ हैं, म 
श्रर्थोष्षेपक हैं, न नायकों के वर्ग हैं, न रस के सिद्धांत हैं ओर न वृत्तियाँ हैं । नांदी “ 
ओर “भरतवाक्यां तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आधुनिक नाटककारों का ईश्वर की 
प्रार्थना या मंगलकामना में कोई विश्वास नहीं है। हमारे महाकाव्य या खंडकाव्यों का * 
निर्माण किस सिद्धांत के आधार पर होगा, हम कह नहीं सकते। पश्चिमी आलोचना- 
पद्धति के भीतर उसकी समस्त प्राचीन साहित्य-साधना है। उसके पीछे उसका एक . 
इतिद्ास है । हम करते यह हूँ कि विदेशी साहित्यिक परंपराओं से बने हुए साहित्यिक 
सिद्वांती को हम भारतीय परिस्थितियों मे बने हुए साहित्य पर लाद देना चाहते हैं और 
उसके गुण-दोपों का विवेचन करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा साहित्य पश्चिम 
के प्रभावों से बन रहा है किंतु उसके निर्माणकर्ता भारतीय हैं। ये भारतीय परिस्थितियों 
के बीच पले हैं। युग-युग के संस्कार उनके रक्त में घुल-मिल गए है। उनसे श्रावाज़ 
था रही दे कि हमारे देश की जल-वायु भिन्न है, मनुष्यों का रहन-सददन मिन्न है, उनकी 
परंवगएँ और विश्वास भिन्न हैं, उनके जीवन की अवध्याएँ सिन्र हैं। इन सब्र के योग 
से निमित सादित को पश्चिम के आलोचना-सिद्धांतों पर कसना भारतीय साहित्य के प्रति 
शत्याय करना है। हमें चादिए कि संह्कृत के साहित्यिक आदर्शा और पश्चिम की 
आलायना-पदति में एक समझोता करें। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आलोचना- 
निद्धांतों का निर्माय होना चाहिए. मिनमें हमारी परिस्थितियों से उसन्न साहित्य का 
पश्चिमी प्रमावों के मेल से जो रूप निकले उसका यथोचित मुल्यांकन हो सके । प्राचीन 


म४9 
जा 


भाषण-- १२ 


रमनमिद्धांती में समयानुसार संशोधन हो, भारतीय नसाव्यशास्त्र के नियमी में कुछ परि 
घतने किया जाय। एम अपने मह्यकाव्यों प्रोर संडकाव्यों के लिए निश्चित आदश्श बना 
सके झोर संसार के काव्य सादित को नतीन शलियों आर जीवन ये स्वतंत्र हृष्टिकोश 
दे सके ) 
श्विम के बथाभवाद से इम अयने सादित्यमत व्यक्तित्व को तो भूल दी गए 
हूँ, साथ ही पी छच्छझलता में साहित्य की समस्त संबंदिश्ों को मिटाने का 
साइस भी करने लगे हैं। हमने झरनी कविता की स्वतंत्रता में छुंद्र को सबसे बड़ा 
ब्रंघन मान फर उसके दाथ पैर तोड़ डाले हैं। जब मात्राओं की कद हमें अ्रसागम है तो 
बशणगृत्तों के गण! की तो बात ही जाने दीजिए । उन्हें तो हम शिवजी के गणों से भी 
झपिक भयानक समझ बैठे हैं। मर्बादाओं को तोइने का लोश तो इतना भीपण दो 
गया है कि कुछ कवियों ने व्यक्तिगत सदाचार को भी तिलांजलि दे दी है । अश्लील 
अरलील पंक्ति लिखने में उन्हें दिचक नदीं होती । नारी को ये गाली दे रहे हैं श्रौर 
दुश्शामन की भाँति उसका वस्त्र खींचने में अयनी शक्ति की पूर्ति समझ रहे है । ऐसे 
कवि श्रपने को प्रगतिशील कइते 
में अपने ऐसे बंधुओं से प्रार्थना करूँगा कि वे प्रमतिशीलता का यथार्थ दृष्टि- 
कोण समझने की चेशा फरें। वे नारियों के शील की रक्षा करें, श्रपने दृष्टिकोण में 
मानव बनें ओर वर्ग-भेद दूर करने के लिए. घृणा के बदले सौद्ार्द का अवलंबन करें | 
झाप विश्वास मानिए, घुणा का साहित्य राष्ट्र-निर्माण में सहायक न होगा । मैं आल 
इंडिया प्रोम्रेमिब राइट्स एसोमसियेशन से भी प्रार्थना करूँगा कि वह इन नवीन 
कवियों का इशष्टिकोश संशोधित ओर परिमाजित करने में सहायक हो | 
हमारे नवीन साद्िित्यकरोें की यथायथवाद सम्बन्धी नग्तता के साथ अ्रनुकरण 
करने की प्रद्नत्ति भी जुड़ी हुई है। हमारा लेखक अभी तक अपने बिचारों और सिक्वांतों 
में विश्वास उत्तन्न नहीं कर सका है । बद् अपने साहित्यिक जीवन में कीट्स ओर शैली 
अथवा ठाल्सटॉय और चेश्ाव तो बनना चाहता है किंतु वह स्वयं जो कुछ है, वह 
नहीं बनना चाहता । यही कारण है कि उसकी रचनाओं पर व्यक्तित्व की छाप नहीं 
देती | 
मेरे कहने का तात्यर्य यह नहीं है कि पश्चिम के साहित्य से कोई लाभ न 
उठाया जाय । हमारे साहित्य के दृष्टिकोश को अधिक व्यापक बनाने के लिए यदि 
प्रश्चिम का साहित्य किसी प्रकार सद्दायक हो सकता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए, किंदु जो सामग्री हम बाहर से लें उसे हम अनुशीलन आर मननपूवक 


३४१ 


विचार-दशन 


अपनी बना कर लें । अपनी श्रावश्यकता के अनुसार हम बाहर की सामग्री में काठ-छाँट 
भी कर सकते हैं किस्तु हम अपने अनुभव ओर विवेक बुद्धि की कड़ी आँच में विदेशी 
साहित्य को तवा कर परखने ओर स्वीकार करने के आदी नहीं हैं। इसीलिए हम 
अपनी स्वनाओं पर विदेशी रचनाओं का व्यक्तित्व लाद देते हैं। जिनका विदेशी 
साहित्य से परिचय नहीं है वे अपने ही साहित्य के कवियों श्रोर लेखकों का अनुकरण 
करते हैँ। श्राज हमारे कितने कब्रि प॑० सुमित्रानंदन पंत के संस्करण बन रहे हैं | भावों 
के अनुकरण की बात जाने दीजिए कितने कवियों ने उनके शब्द-विन्यास को ही जैसे 
का तैसा उठा लिया है ! ओर इसका कारण यह है कि हमारे लेखकों में अध्ययन और 
अनुशीलन के लिए, त्रहुत कम उत्साह है। हमारे साहित्य में ऐसे कितने लेखक हैं 
किन्‍्दोंने हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की जानकारी प्राप्त की है, जो हिन्दी साहित्य 
के अ्रतिरिक्त अन्य साहित्यों के भाव-सौंदर्य से परिचित हैं ? भ्रथवा ऐसे लेखक भी कितने 
हूँ जिन्हें अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का ही पूरा ज्ञान है? आपको क्लेश होगा जब्र 
आप यह जानेंगे कि ऐसे लेखकों की संख्या अधिक नहीं है। हिन्दी के अधिकांश 
लेखक अन्य सादित्यों की सुनी-सुनाई बातों पर ही अपने साहित्यिक ज्ञान का विज्ञापन 
करते ह। जत्र उनका साहित्यिक ज्ञान इतना सीमित ओर अधूरा है तब वे समाज ओर 
देश को क्या संदेश देंगे ! त्रिना अध्ययन ओर अनुशीलन के उच्च कोटि के साहित्य 
की रचना विस्ले साहित्यकारों में दी होती है । साधारण॒तः साहित्य के निर्माण में एक 
व्यायक् और विस्तुत दृष्टिकोण की आवश्यकता है ओर उसके लिए, अध्ययन और 
अनुशीलन अपेक्षित है। यद्दी कारण है कि हमारा समालोचना-साहित्य श्रभी तक 
प्री-संकन्न नहीं हो पाया | आचार पं० रामचंद्र शुक्ल ने समालोचना के जिस आदर्श 
की और संकेत किया था, वद्र आदर्श कितने लेखकों द्वारा प्राप्त किया जा सका ? दो 
एक अच्छे समालोचको को छोड़ कर समस्त हिन्दी साहित्य समालोचकों से रंक है | 
आयेददिन पत्रयत्रिकाशों में जो समालोचनाएँ निकलती रहती है, वे पाठकों के साहित्य 
संबंधी निशयों के निर्माण में क्रितनी सद्दायक हैँ, यह आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं । इधर 
कविता के संबंध में जो थोड़ी बहुत निर्भमीक समालोचनाएँ प्रकाशित हुई हूँ वे आगे 
चलकर इतमी व्यक्तिगत और पारस्परिक रागनद्व प से पूर्ण हो गई कि उनका उद्देश्य ही 
ना श्राद्ध हीं गया। हमारे सादित्यिक मित्र भी तमाशत्रीन बनकर दो यूरमाश्रों 
का दन्द्र देखने या मत्रा लेने लगे और साहित्य की समालीचना एक ओर ही रखी रह 
| सती समाजोनना के अ्रमाव में साहित्य का नियंत्रण भी नहीं हो सका है अर 
क्‍लिक पानी की नग्ह चादे जिबर बदने लगा है। जब तक हमारे लेखकों 


यह डाद पमीन 
हक 9*८/२ 


33 


श्र 
बुर 


[४ 


॥ँ 


| हु थ 


भापगु--६ 


मे धान चोर चममें: ३. है | 8 
मे धधपपन आर घतुशोीं देव हि लिए सिशिष उस्य6 ने होगा सह नेक हमें सन्‍्ने 
0 0 
हाय कमाए वी साया ना शस्नी मारिट 
फप् 


हुखार इशिश कई शक भय पा है हि च्यगर दियी साहिए के जन 


४ हि ह शत ०3% ०७ ४” ् [ 7 
आग धिदीए, धक्ष घोर नए था वास धार क्:्ला' भाड़ प्री के सिधाय रिशी 
ड़ के फ्क भा हा के ू +. कक, जी 2 
के ० हा हु २ ड़ 
प्रताप धार जे! गई नठीते डे स इन भे मरी का गही है। महाददी थी णी दौर शिप्य 
मे हम प्रगंश हदशप 5 प्र र बार प्रशदशश ला हमे हसन्‍्यार, 


४ 
रो 
न्‍ल्् 
हे रू बे 
कटी पर सादह आई ३ खुला रा शाग हा रत ७? इधर पाए आाधादियां सी नगष तीर 
द है 
# सके कर क हर अेकनक | द कक च्क कर; 37 मा 
प्र गा पी हा थी दस्त घी पषनर "न दे पिशप ही लकियी गई 
&" «४ ७ ,ह#प, >> हा कस का ्् अब तय 
त डदघई) पर भेंट हे शहरी सदिएं था मन ॥से फागड विन हछा )। हा 
या है 


चड्नी शी चार इहष्टिकोणश में स्येथा सरीस 


हू हढ जब ढ्ढ ८ धारा है, </ नं ना गा ३९ डः 

प्र मडिश हैं । पडिय गामचूट शुरर की सपा नीयसाएडों के बाद समाशोसमा थी 

पुरा अग्ाममम्सया मे दिखी ये ही है। थी हजारीयसाद द्विवेदी, सी सुलाब्गाप, 
हर रे का ड ३७ > * #. , डे (| ९“ 

की साखदलशार आहुपश आर जे शा भर ९ वी श्स स्तर मे खरे प्रशण्मीन हूं । 


पिडिय फे दित में 
हुगनी ही प्रणए है। सदीम खिटुर थी छाधयी मे चिवशय प्रचिस्ता हों गई है फम्तु 
ेद है हि उन शा बाय मा बाय सल्तय है | यह ग्रहुत दिसो सेफ सारा साथ नहीं 
फ्रेंच | बाग “से छण बार परम शा से प्रभुगोध एर कि थे साकिपनगृ वसा मे पुन 


हर प्र 

के अ ल ४ ० | 

ख्ादिय वर वियधशं शाने बाते लाने भी छविद संमादोया हों 
ह ५ 


धपूण हो | रख मे प्र! श्राश्य्य की णंग यह है कि श्मारे भागे शोर पट़िस होने बाली 
मदनाओों से हमारे लए आर यदि ट्र्यमादित से ही से है । बर्समान मशसुद्ध थी 
वदिधम परिसथिनियों थे हीरे कैसा गाय गाण्मरंठी गया है | सासयता के; मूल पर 
कृटाशशंन हो रा है, लागगें री संस्यया में मनु्य मस्यु के ग्रंभकूत मे गिर रहा है, 
बया इसकी छाया हमारे झूतियारों की लेसनी तम नहीं पहुंची है? विलने कवियों झोर 
लिययो ने जीवन दी स्नान चीखास्पूर्त ्नियों आर प्रति,्यनियों में ग्पने छुदय का 
डब्टूसास निशलने देखा है ? दृग क्यों झते हैं ? हमारे देश वी सब से महान झात्मा 
ने इफ्वीस प्रभानों में श्रयने पृर्यअत वी काटी पर सत्य के कंसनस की लीक सींनी । 
क्षीय दीती हुई शक्ति ने हवस की जिसे संबिस्प भावना को लगा टिया था, उससे 
हिननी लिसनियाँ वागज पर चल सर्वी ? फैल एक कवि ऐसा है जिसकी लेसनी उस 


|४१ 


प़्ना 


विचार-दशेन 


के हृदय-स्पंदन के साथ दोड़ती रही । मेरा संकेत श्री सियारामशरण गुप्त से है। 
न कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ लिखा भी है, किन्तु वह अधिक नहीं है । 
स्माजी के अमूल्य प्राणों की संदिग्घता भी हमारे कवियों और लेखकों में 
के भाव नहीं भर सकी ? में तो आशा करता था कि मदात्माजी के ब्रत के 
देनों का साहित्य हिन्दी का ऐसा साहित्य होता जो पिछले इक्क्रीस वर्षों में न 
या होता | ह 
लल्लित साहित्य के साथ ही साथ उपयोगी साहित्य की भी हमे बड़ी आवश्यकता 
प्रोगी विषयों की विवेचना से ही साहित्य में बल आता है। वह एक ओर जनता 
ये विपयों की जानकारी कराता है तथा दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में अपनी 
। ही शिक्षा का माध्यम बनाता है। इस क्षेत्र में पारिमापिक शब्दों के निर्माण 
हद की बड़ी आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात है कि भारतीय हिन्दी परिपद्‌, 
| पारिभापिक शब्दावली-निर्माण का कार्य अपने हाथ में लें लिया है। उसके 
शास्त्र, व्यापार, इतिहास, राजनीति, भूगोल, दर्शन, क़ानून, भाषाविज्ञान ओर 
॥ काव्यशात्र, रसायन, भोतिक, बनस्पतिशासत्र, ग्राणिशासत्र, कृषि, गणित, 
आर शिक्षा आदि विपयों के एम० ए.० या एम्र० एस-सी० डिग्री तक के लिए 
ओर पारिमापिक शब्दों के निर्माण की योजना बन गई है | आवश्यकता इस 
है क्िि उपयुक्त विषयों पर प्रामाणिक ग्रन्थों की रचना यथासम्भव शीघ्र ही हो 
विश्वविद्यालयों की ऊँची से ऊँची कक्षा की पढ़ाई के लिए हिन्दी ही में पाठ्य- 
मर हो सके | श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की भारतीय इतिहास की रूपरेखा! ओर 
शंकर दुवे की “अर्थ-शात्र की रूपरेखा! की भाँति यदि अन्य विपयों की रूप- 
पर भी ग्रन्थ लिखे जा सके तो हमारे उपयोगी साहित्य का बहुत ह्वित होगा | 
यह तो रही आत्म-विश्लेपण की बात जो त्रिना किसी पतक्तपात या द्वेप भाव से 
गई है। किसी भी व्यक्ति के प्रति मेग अनुचित संकेत नहीं रहा है, मेने तो 
| की वर्तमान रूप-रेखा पर इृष्टि-निक्षेप करते हुए. सदूभावनाओं से प्रेरित होकर ये 
गख्ब दी ई। अत्र में आपके सामने कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिनसे 
साहित्य अधिक समृद्धशाली बन सकता है | साहित्य के श्रध्ययन ओर मनन के 
रुप जो बातें मेरे छदव में उटी है उन्हीं की ओर में आपका ध्यान आकर्षित 
चाइना हैं | 


48028 रह 83 पर बह द्र्रा कर कूवित घट ( अलग डक न न का दांव री 
ला आल तो बे # कि हमारी कविता में अमिव्यंजनास्मक शब्दों की विशेष 


प्री 


8 था था काटए कि सतमान प्रगति कक ध्यान मं स्खते हुए हमारे प्रास॒काब्य- 


१४४ 


भाषण---१ 


शब्द बहुत परिमित हूँ। इन शब्दों फे श्रभाव में हमारी भावनाओं और कल्पना-प्रसत 
चित्रों की मूर्त अमिव्यक्तियों में घढ़ी कमी श्रा रही है । हम अ्रभी तक भावों की सूद 
रूप-रेखा के अनुरूव विशेषण नहीं बना सके हैं । थदि हम अ्रंग्रेज़ी काव्य में ऐसे 
विशेषणों को खोजें तो उनकी संख्या लाखों से ऊपर पहुँचेगी। हमारे मन में जन्न चित्रों 
का क्रम तीतर गति से चलने लगता है तब उनके यथावत्‌ रूउ-रंग को स्पष्ट करने के 
लिए हमें श्रगरिमित शब्द-भांदार की श्रावश्यकता हुआ करती है। जब्र कोई अभिनेता 
खभिनय के लिए रंगमंच पर जाने की तैयारी करता है तो उसके पास बस्त्रों के विविध 
प्रकार का संग्रह अपेक्तित है जिसमें से वद अपने अमिनय के अनुकूल वस्त्र चुन कर 
झपने कार्य को अ्रपिक से श्रधिक प्रमावशाली बना सके | जब्र फोई चित्रकार किसी 
दृश्य का सित्रांकन करने बैठता है तो उसे रंगों की इलकी शरीर गहरी छुत की अनेक 
वूलिकाओशों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार कब्र को अपनी काव्य-सामग्री में एक 
विचार को व्यक्त करने वाले तरऋ-तरह के शब्दों की हज्लकी और गददरी भावनपूर्ण 
शब्दावली की शआ्रावश्यकता होती है | हमारे भाव चाएँ अपनी व्यापकता में अ्रवुलनीय 
हों किंतु यदि उनके अ्रभिव्यंजन के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैँ तो उन 
भावों की यथोचित प्रभावोद्ादकता पाठक के पास तक कैसे पहुँच सकती है ? यथोचित 
शब्दों के अमाव में हम कभी साधारण, कभी संकी्ण, कभी शक्तिशाली और कभी 
बहुत अ्रशक्त शब्दों का प्रयोग करते हैँ ओर इमारे तीर लक्ष्य-वेध करने के पहले ही 
घगशायी दो जाते हैं। मौलिक रचनाशओ्रों फे अतिरिक्त जब हम अनुवाद का कार्य 
करना चाहते हे तब्र भी यदि हमें उपयुक्त शब्दों का अ्रपरिमित कोप प्राप्त न दो तो हम 
मूल लेखक.के भावों की तीम्रता और उसकी वास्तविक भाव-व्यंजना स्पष्ट करने में 
असमर्थ द्ोते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से शब्दों के अपरिमित भांडार की ओर 
साहित्यकारों का ध्यान था। हमारे साहित्य में श्रमरकोप! अथवा अनेकार्थ नाममाला” की 
आवश्यकता का कारण यही था । पश्चिमीय साहित्य में सिसरो ओर क्रिनथिलियन ने भी 
इस विचार को प्रमुख रूप से साहित्य-निर्माताओं के लिए. परमावश्यक समझा था! 
श्रंप्रेजी में तो शब्दों के रूमक तक त्रन गए हैं ओर साधारण जनता में उनका प्रयोग बड़ी 
सरलता और स्वाभाविकता के साथ होने लगा है| उदाहरण के लिए यान! (एफ) 
शब्द लीजिए जिसका श्रर्थ है, जँमाई लेना । जँभाई लेने में आदमी अपना मुंद्द राक्षस 
की तरद बड़ी भयानकता से खोलता है | ओंठ एक दूसरे से अधिक से अधिक दूर हो 
जाते हैं। इसी दूरी का भाव लेकर यान को क्रियारूप भी दे दिया गया। ए बिग 
डिस्टेंस यान्‍्स विट्वीन दि हू! | इस समय जब संसार की अनेक भाषाओं में साहित्य- 


१्४भ 


० 


विचार-दशंन 


हा 


निधि सचित हो रही है तो हमें उस निधि को अनुवाद के रूप में अपनाने के लिए शोर 
वस्तुओं कीं स्थिति, साहश्य, प्रमाण, क्रम, संख्या, शक्ति, गति शआदि को मौलिक रूप 
से प्रदर्शित करने के लिए. नये-नये शब्द गढ़ने ओर प्रचलित करने की आवश्यकता 
है। आप रंगों का ही उदाहरण लीजिये | आपके बाग़ में कितने रंगों के कितने फूल 
हैं| लाल रंग के पच्चीसों हलके ओर गहरे रंग हैं। उनके लिए आपके पास कितने 
शब्द हैं ? अंग्रेजी में लाल' रंगके तरह-तरह के हलके ओर गहरे ह्यज़ और टिंदस 
( इन दोनों अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी पर्यायवाची क्या हैं? ) के लिए. कुछ थोड़े से 
शब्द देखिए : 
रैड (7.90), स्कारलेट (50७7069), वरमिलियन (एथ०70॥0॥), क्रिमसन 
(०्४ंध807), कारमाईन (०७07०), पिंक (एग7), मैरून (7970070) 
(कारनेशन) 0७780, डैमस्क (प७श४छ7), रूबी (एपॉ०9०), रोज (7086), 
ब्लश कलर (प्र) ०००७०), पीच कलर (0७0० ००6प्रा), पलैश कलर 
(१687 ०00007), गूल्स (8068), सालफ़रिनो (४0!/०770), आरोरा (#प7"078) 
आदि | इनकी बराबरी में हमारे पास शब्द नहीं हैं | लाल की तरह ओर मी रंग लिए, 
जा सकते हैं | आश्चर्य तो यह है कि हमारा देश प्रकृति का सुरम्य आगार है। लाखों 
तरद्द के वन-पुष्प यहाँ स्वप्नों के इन्द्रजाल की तरह खिलते हैं लेकिन इनके लिए, हमारे 
पास लाल, पीले, नीले या कुछ और शब्दों के सिवाय कोई विशेष शब्द-भांडार नहीं है 
जिसमें हम अपने फूलों के सोंदर्य का स्पष्टीकरण कर सके । इसी प्रकार विशेषण ओर 
क्रिया-रूपों की भाव-विविधता ओर रूप-संपत्नता की हमें बहुत आवश्यकता है। में 
अपने अंग्रेजी जानने वालें पाठकों के सामने महाकवि शैली का एक अ्रवतरण रखता 
हूँ जो उसकी कविता 'ए समर इवनिंग चर्चयार्ड' से लिया गया है | श्राप देखें कि भाषों 
की पृर्णता के लिए. विशेषण ओर क्रिया-पददों का प्रयोग कितनी उपयुक्ततों के साथ 
किया साया 
पाठ तहत छा6 ही66 गए 70 +90॥ 80]))प०७॥"७४, 
जप गरग्रोतलपाहु 88 ॥6ए ह०७०७, ७ #ी]डु 80प्रादे, 
पछा इछाएउ७, तरक्की +0प88, 87काहु #90 पैशापं7058  उधा'5, 
फिख्क्ीणचे ए0ठफ धाएंए छरण्याएं ऐल्पेड को वज्ाह परांगए्ु8 
ह॒ 87'0प70, 
बाद फ्रांगिहीएट छा की8 5वी आंशीक 80वें 70969 श्रिप्ए 
[8 8 ॥0छ 8 08 छ्एताएए 


ब्यनिश्चीट २५ 


भांपण--१ 


मैंने यह एक छोटा सा उदाहरण दिया है, इसी तरह के बहुत से उदाइरण 
दिये जा सकते हैं। मुझे कविता लिखते समय ऐसे ग्रभाव बहुत खटकते हैं | में अपने 
पृज्य ओर मित्र कवियों से प्रार्थना करूँगा कि वे इस प्रकार के काव्य-शब्दों' का 
निर्माण करें । 

दूसरी बात यह है कि हमारी साहित्यिक भाषा ओर जन-समुदाय की भोली का 
समन्बब होना आवश्यक ई। यह देखने में आ रहा है कि आधुनिक खड़ी श्रोली की 
कविता धीरे-धीरे जन-समुदाय से दूर होती जा रददी है । एक तो उसकी कल्पना अवाध्त्तविक 
होती जा रही है और दूसरे उसमें संल्कृत के कठिन शब्द अधिकाधिक मात्रा में 
प्रविष्ठ होते जा रहे हैं। यहाँ यद बात ध्यान में रखनी चादिए कि हमें संरक्त से दर ने 
दोना चाहिए संस्कृत-ता' से दर होना चाहिए । मुलसीदास के मानस” में सस्कृत के 
हज़ागें तत्तम शब्द है किन्तु उनका प्रयोग उन्होंने इस कोशल से किया है. कि उससे 
जनता की मानसिक्र भावभूमि को बहुत उबरूशक्ति प्राप्त हुई है । हमें श्रपनी कविता के 
मैतिक दृष्टिकोश को भी टीक करना हे | जो कविता समाज के साथ हँसते हुए उसे 
मनोविशज्ञन के. उन्नत सोपान तक नहीं ले जा सक्री, उसकी महत्ता ही क्‍या रही ? 
तुलसीदास की सरस मावजापन शैली जब केशव के अ्रलंकारों में बद्ध दो गई तो रीतिकाल 
की फविता कितनी संकुचित हुई, यह हिन्दी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं | 
इसी तरद मिलटन की कविता के झद बहुत वर्षों तक अंग्रेजी में स्वच्छुंदता और 
स्वामायिकता नहीं आरा सक्री । हमारे कवियों को जीवन की सहज अनुभूतियों के साथ 
जनता की कलमना के श्रत्यन्त समीप तक पहुँचना हे | तभी वे अपनी भाषा के लिए 
जनता का संगठित बल एकत्र कर सकेंगे | इस समय यह हमारी बड़ी आवश्यकता है| 

तीसरी बात यह है कि हमारी कविता में अन्य भापाश्रों की ३ 
हुदयंगम करने की ज्ञमता हो | अंग्रेज़ी काव्य के नवयुग की शेली की 
उदू की व्यंजनापूर्ण संज्तित शैली की संयन्नता की ओर से हमें आँखें . . * 
चआदिए। दम आमगीतों की सरलता भी चाद्विए। इस प्रकार हमारी के 
प्रकार के भाव कला की प्रत्येक शैली में प्रकद किये जा सकते हैं । 

जीधथी बात कद्दानियों श्रोर उपन्यासों के सम्बन्ध में है | हमारा ? «० 
उन्नति के साथ बढ़ रहा है किन्तु उसमे कला की अपेक्षा परिमाण की वू - 
दे रही है । केवल कहानी के ही बहत से पत्र निकुल रहे हैं जिनका उहं - 
यद्री दे कि रेलवे के यात्री ट्रेन में बैठकर भी कद्गानी के सहारे वायुया- 
अबनी यात्रा समाप्त कर सकें | ऐसी कहानियों में एकमात्र मनोरंजन » . #- 

१४७ 


विचार-दर्शन हे 
वासना के चव्कीलें चित्र ही रहते हैं। इनसे जनता का क्या हित हो सकता है! 
देवकीनंदन खत्री के साहित्य से यह कहानी-साहित्य किसी प्रकार भी भिन्न॑ नहीं है | 
इसमें भी प्रेम के तिलिस्म तोड़े जाते हैं ओर कालेज के विद्यार्थी ऐयार बनते हैं । 
इन कहानियों के प्रकाशक यदि एकमात्र व्यावसायिक दृष्टि ध्यान मेन रख 
कर साहित्य के प्रति थोडा भी उत्तरदायित्व रखें तो हिन्दी का बड़ा उपकार होगा । 
प्रयाग का साप्ताहिक अमभ्युद्यों अपने आदर्श का निर्वाह उच्चित रूप से कर रहा है। 
प्रकाशकों के पास कहानी-पत्र के रूप में जनता को आकर्षित करने का साधन यथेष्ट 
मात्रा में है। यदि वे जनता को कहानी से साहित्य की कला का परिचय भी करा दें तो 
उनके द्वारा अप्रत्यत्ष ओर अज्ात रीति से साधारण पाठक मी साहित्य के उपासक बन 
सकते हैं। क्या हम कहानी-पन्नों के सम्पादकों ओर प्रकाशकों से इस बात की आशा करें 
कि वे जनता के हृदय में जीवन की सरस अनुभूतियों के सुथरे चित्र कहानी-कला द्वारा 
रखने की चेशा करेंगे ? उपन्यांस लेखन में अधिक उत्तरदायित्व है, उसकी ओर लेखकों 
का ही ध्यान जाना उचित है। 
पाँचवीं बात नाटकों के संबंध में है । हमारे नाटक चित्रवट के आलोक में 
इतप्रभ से हो रहे हैं । फिर हमारे नाटककारों ने अपनी साहित्यिकता में रंगमंच को 
निर्वासित-सा कर दिया है। नाटक की उपयोगिता उसके अभिनय में अधिक है। 
पराथ्य-नाठक उपन्यास से अधिक मिन्न नहीं कहे जा सझते | अतः नाठक को प्रभावशाली 
बनाने के लिए उसे रंगमंच की कला से जोड़ना आवश्यक है। एक तो हमारे बहुत से 
नाटककार रंगमंच की व्यवस्था से अ्रनभिन्ञ हैं, दूसरे उन्हें नाक लिखने के लिए 
कोई प्रोत्मादन भी नही है| नाटक को कलात्मक रूप देने का कार्य सब से अधिक 
शिक्षा-संस्थाओं द्वार किया जा सकता है। यदि वे प्रत्येक समारोहों म॑ नावक के 
अभिनय की व्यवस्था करें ओर नाटककारों को पुरस्कार देकर नाव्य-साहित्य की रचना 
में प्रयम्नशील हों तो साहित्य के इस निर्बल अंग में पुनः शक्ति का संचार हो सकता 
है । शिक्षा-संपन्न युवक नाव्कसाहित्य की रचना में अधिक सफल हो सकते हैं, यदि वे 
अनवरत रूप से साथना करें । 
इन सच अश्नों क्रे साथ जो बात बहुत आवश्यक है, वह यह कि हमें 
आंधिक से अधिक प्रांतीय भाषाश्रों के साहित्य से परिचित होना चाहिए । हम एक 
ऐसी समिति का संगठन करें जिसमें गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, श्रोड़िया, सिंधी 
तथा सामिल, तेलगू . कनाढ़ी ओर मलयालम भापाओओं के विद्वान प्रतिनिधि मिल कर 
हादित्स संईधी व्िचार-बिनिमय करें तथा साहित्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें । मुझे 


भसांपण--१९ 


समर आता हैं %छुछु इसी प्रकार का मंतव्य सम्मेलन के रश्वे* आधेवशन में, जो 
दौर मं हुआ था, स्थिर फिया गया था | इसके लिए, एक समिति भी बनाई गई थी 

जिसके संयोजक श्री कन्देयालाल मुंशी थे। किंतु विषम परिस्थितियों ने इस कार्य को 
आगे नहीं बढ़ने दिया । इमें इस कार्य के लिए पुनः चेश करनी चादिए । विश्वविद्या- 
लगों के एम० ए० के पाय्यक्रम में प्रांतीय भाषाएँ वैकल्पिक रूप से रक्खी जा 
सकती ह€ | 

हमें यह जान कर प्रसन्नता होती है कि हमारी साहित्यिक संस्थाएँ श्रत्ष अधिक 
ठोस कार्य करने के लिए. श्रग्रसर दो रही हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के श्रतिरिक् 
मागरी प्रचारिणी सभा, भारतीय हिंदी परिषद्‌ ओर हिंदुस्तानी एकेंडेमी अपने-अपने 
तेत्रों में अधिक प्रन्‍ल्शील दिखलाई पढ़ती हूँ | नागरी प्रचारिणी समा शीघ्र ही अपनी 
अ्र्धशताब्दी मनाने जा रही है। इस अवसर पर सभा ने दिंदी साहित्य और कला के 
विविध अंगों की प्रलुत करने का विशाल श्रायोजन किया है। मेरी प्रार्थना तो यह है 
कि यदि ऐसे अवसर पर सभा द्वार भारतीय भाषाओं के अ्नुशीलन के फल-स्वरूप 
आलोचना-शास्त्र के सिद्धांतों का निर्माण दो सकता तो साहित्य के विकास में एक नवीन 
प्रगति आ सकती । इसके साथ दी साथ यदि नवीन खोजों के परिणम-स्व॒रूप हिंदी 
साहित्य का एक प्रामाणिक इतिद्ास प्रस्तुत किया जावे तो साहित्य के विद्यार्थियों का 
विशेष उपकार होगा । 

प्रयाग की भारतीय हिंदी परिषद्‌ टा० धीरेन्द्र वर्मा के निरीक्षण में विशेष 
महत्व के कार्य कर रही है। पारिभापिक शब्दावली, दिंदी भाषा-शैली और व्याकरण के 
आदर्शीकरण, विश्वविद्यालयों के हिंदी पाठ्यक्रम में समानता आदि के संत्रंध 
हिंदी परिपद्‌ ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया ह । पुनर्निर्मित दिदुस्तानी एवे। 
श्री राय राजेश्वस्बली का अदम्य उत्साह पाकर नवीन श्रायोजनाओं की हाथ ३ 
एकेडेमी ने लेखकों के लिए अनेक पुरस्कारों की व्यवस्था की है| इससे 
में नवीन जाणति और स्फूर्ति अवश्य दी आ सकेगी | इन संस्थाओं फे श्र 
भारत हिंदी साहित्य समिति (इंदौर), प्रसाद-यरिषद्‌ (काशी). साहित्य-सदन 
दक्षिण भारत दिंदी श्रचार सभा (मद्रास), दिंदी प्रचारिणी समा (दिल्ली), ' 
(आज़पफ़रपुर), विदर्म प्रांतीय दिंदी सादित्य सम्मेलन (अकोला), हिंदी विद्या 
हिंदी साहित्य परिषद (मथुरा), दिंदी साहित्य मंडल (रायपुर) आर श्री 
सादित्य-परिप्द्‌ (टीकमगढ़) विशेष कार्यशील है। हमें आशा हैँ कि इन 
हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति में विशेष सहायता मिलेगी | 

१्ड६ 


क्चिरदर्शन न 


हमारे सामने एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य प्राचीन ग्रन्थों की हस्तलिखित 
प्रतियों को. एकत्रित करं उन्हें सुवंगादित रूप से प्रकाशित करने का. है.। इस : सम्बन्ध में 
इलाहाबाद यूनिवर्तिदी के वाइस चांसलर पं० अंमसनाथ मा के प्रवत्ष से राजा-पतन्नालाल 
(हैदराबाद) ने १२००) की वार्पिक मेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को प्रदान की है। 
फलस्वरूप श्री उमाशंकर शुक्ल एम० ए० ने नंददास के अन्थों का सम्पादन अ्त्यत 
योग्यता से किया है । उसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित भी कर दिया है। मथुरा 
के प्रस्िद्व सेठ श्री मद्यवीरेंप्रसाद जीं पोद्दार की उदारता से सूरसांगर' का-एक प्रामाणिक 
संस्करण भी प्रकाशित होने जा रहा है। इसके प्रधान सम्पादेक श्री जवाहरलाल 
चतुर्वेदी होंगे ओर इसका कार्यालय मथुरा में होगा | हम आशा करते हैं कि हिन्दी 
साहित्य की छिपी हुई रत्-राशि को प्रकाश में लाने के लिए अन्य दानवीर पीछे 
नहीं रहेंगे । े 

साहित्य सम्मेलन संग्रहालय प्रयाग, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी और म्युनि- 
सिपल म्यूजियम, प्रयाग में हस्तलिखित ग्रन्थों का अच्छा संग्रह है। इन ग्रन्थों के संग्रह 
में क्रमशः पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, श्री राय कृष्णदास ओर श्री त्रजमोहन व्यास का 
परिश्रम सराहनीय है । इनके परिश्रम का सदुप्रयोग हिन्दी हितैपियों को करना चाहिए । 
प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के शअ्रव्यक्ष डा० धीरेन्द्र वर्मा ने प्रकाशन की 
एक प्रशंसनीय योजना हाथ में ली है| हिन्दी विभाग में खोज करने वाले श्रथ्यापक था 
विद्यार्थियों के जो नित्रन्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समझे जाते हैँ, और जिन पर 
डाक्टरेट' की टिग्री प्रदान की जाती है, उनके हिन्दी रूपांतर को प्रकाशित करने का 
विचार प्रथम बार डा० घीरेन्द्र वर्मा ने कार्य रूप में परिणत किया है। उन्होंने प्रयाग 
विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद से इस प्रकार के तीन निबन्ध प्रकाशित किए हैं $ छुलसीदास 
(डा० माताप्रसाद गुत), श्राधुनिक हिन्दी साहित्व---१८५०-१६०० ४ (ड० लक्ष्मीसागर 
वाध्णक), आधुनिक हिन्दी सादित्य का विकास १६००-१६२५: (ड० श्रीकृष्णलाल) | 
इन अन्थों के अतिरिक्त श्री उमाशंकर शुक्ल द्वागा संपादित सेनापति कृत 'कवित्त-रक्नाकर! 

काशित किया गया है। यदि प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की इस प्रकाशन- 

याजना की भाँति अन्य विश्वविश्या लगीं के हिन्दी-विभागों से भी इसी प्रकार के अन्थों 
के प्रकाशन की व्यवस्था हो तो द्विन्दी साहित्य के खोज सम्बन्धी कार्य को बहुत 
प्रगति मिलेगी | | 

मे उक विधय पर और विचार करना साहता हूं। श्री अनारंसीदासर्जी चत्वेंदी 
हा कटिन्ओीन मेकीद साहशित्यक अमपर्दा के निर्माण का प्रश्न महल का ट् | इसमें कोई 


सर्दी ता 6१3७, 
अत 2३ 5 2 ७ 


भापण--१ 


सन्देह नहीं कि विस्तृत क्षेत्र रखने वाली संस्थाएँ साहित्य के छोटे-छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों 
पर विचार करने का अंवकाश कम पाती हैं ओर प्रांतीय कठिनाइयों फो प्रांत के 
दृ्टिकोण से सममभंलने में प्रायः विफल होतीं हैं। इसलिए पग्रांत-विशेष फे साहित्य 
संबंधी कार्यों को छोटे-छोटे मंडलों में बाँट कर हमें अपने साहित्य की अ्रधिक से अधिक 
श्री और शोमा एकत्र कर लेनी चाहिए | ग्रामगीत की प्रचुर राशि और प्रांतीय बोलियों 
की साहित्िक निधि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को अधिक समृद्धशाली करेगी, ऐसा मेरा 
विश्वास है ।-विविधता में दी सौंदर्य है | जिस प्रकार उपा के बहुरंगी बादलों से ही 
प्रभात अधिक सौंद्यंशाली ज्ञात होता है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न आंतों की बोलियों के 
परिमार्जन और साहित्य-सुजन से हिंदी का रूप और महत्व अधिक शोभा-सम्पन्न होगा। 
ऐसी स्थिति में हिंदी, हिंदुस्तानी ओर उ्दू' के प्रश्न पर भी यथेष्ट प्रकाश पड़ेगा और 
हम हिंदी को अधिक शक्तिशाली बना सकेंगे | में भाषा के व्यक्तित्म और संस्कारों में 
विश्वास रखता हूँ। अन्य मापाओं से हिंदी को समृद्विशाली वहाँ तक बनाया जाय जहाँ 
तक कि उसका व्यक्तित्व नष्ट न हो। खिचड़ी भाषा को में साहित्य की भाषा नहीं 
तममता । रेडियो की भाषा ने हमारी मापा को आगे नहीं चढ़ाया । साहित्यिक विषयों पर 
कुछ बातचीत हो जाना ही साहित्य को उन्नत बनाने की साधना नहीं है। यदि लखनऊ 
के बदले इलाहाबाद में रेडियो-मवन होता तो संभवतः जनता की मनोइत्ति के प्रभाव 
से तथा साहित्य सम्मेलन के बल से हिंदी भाषा और साहित्य की गति-विधि में विशेष 
स्फूर्ति आती । सच तो यह है कि रेडियो का कोई भी स्टेशन हिंदी के केंद्र में ही नहीं है । 

हिंदी साहित्य की उन्नति के लिए मैं अन्य साधनों में मासिक पत्रों की श्रपेक्षा 
साप्ताहिक पत्रों को उपयोगी समझता हूँ। साप्ताहिक पत्र जनता के छृदय को अधिक 
स्पर्श करते हैं ओर मासिक पत्रों से अधिक शीघ्र नई-नई सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं । 
साधारण समाचारों के अतिरिक्त उनमें साहित्यिक विषयों ओर साहित्य-निर्माण संबंधी 
आयोजनाओं का पूर्ण समावेश होना चाहिये | नये दृष्टि कोणों पर विचार करने के लिए 
एक सप्ताह का समय न कम है, न अधिक | यदि विशाल भारत, वीणा, विक्रम, 
सरस्वती, हँस, माघुरी, विश्ववाणी, साधना, दीदी ओर साहित्य संदेश के साप्ताहिक 
संस्करण निकल सकते तो साहित्व-निर्माण में अधिक सहायता मिलती | काशज की 
समस्या के हल हो जाने पर यह आयोजन सुगम हो सकेगा । हमें भविष्य को आशा ही 
दृष्टि से देखना चाहिए | श्राजकल देशदूत, कर्मबीर, आज, जाणति, शुभचितक, द्रिड्दी 
और भारत अच्छे साप्ताहिक हैं, जो साहित्य-साधना में श्रधिक कर्मशील हैं। सारथी 
अच्छा पत्र था, दुर्भाग्य से उसका प्रकाशन स्थगित कर दिया गया | 


हद १५१ 


विचार-द्शन 


आपका अधिक समय लेने के लिए में आपसे क्षमा चाहता हूँ। मुके अपना 
दृष्टिकोण आपके सामने रखना था, इसलिए प्रत्येक बात अधिक स्पष्ट रूप से रखने की 
चेष्टा की है। अ्रंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप साहिध्य के क्षेत्र में दृष्टिकोण 
की संकीर्णता को स्थान न दें। राजनीति के चिंतापूर्ण आवेग में साहित्य की प्रेरणा 
शिथिल न हो, यही आपको थ्यान में रखना-है। आप सच्चे अर्थ में प्रततिशील होकर 
साहित्य का निर्माण करें। हिमकिरीटिनी! द्वारा 'मैरवी' का गुंजार हो । प्रांतीय भाषाश्रों 
का सहयोग प्राप्त कर आप हिन्दी की कलात्मकता से भारती के नवीव भाव-भवन का 
निर्माण कर सकें, यही दमारी कामना है [. 


रन आआंक ७४७ ०० 


भाषणु-३ 


देवियो और सजनो, 


साहित्य सम्मेलन का यह तेंतीसबाँ श्रथिवेशन राजस्थान की उस उर्वर भूमि में 
होने जा रहा है जहाँ के चारणों ओर महाकवियों ने हमारे हिन्दी साहित्य के इतिहास 
के सिंहद्दार पर अपनी ओजस्विनी वाणी से प्रशत्तियों याई हैं | राष्ट्रीय जीवन के लिए 
जिन भावनाओं को जगाने की आवश्यकता है, उन भावनाओं को वीर रस के करोड़ में 
पोषित कर यहाँ के कवियों ने जैसे हमें संकेत किया है कि साहित्य के मेरुदंड में वीर 
रस का ही तरल होना चाहिए. । जातीय जीवन में काव्य के द्वारा ही जागरण हो सकतः 
है, स्वतंत्रता की पुकार का आदि-स्थान कविता ही है, ओर इसीलिए, सेनापति के सा» 
चारण को भी रणु-स्थल पर मौजूद रहना चाहिए,। इसी सिद्धान्त को मानकर यहाँ वे' 
चारणगों ने रक्त-विन्दुओं के श्रक्त॒रों में अपने राष्ट्रगगौरव का इतिहास लिखा है । राज- 
स्थान की विश्ववंद्र आत्मा ने इस काव्य के दर्पण में ही श्रपना प्रतिविंत्र देखा हे 
इसकी रसवती काव्य-धास ने न जाने कितने रक्त-स्नात वीरों की क्रांति की प्यास शान 
की है। डिंगल साहित्य की इसी प्रेरणा ने हमारे राष्ट्रीय ओर सांस्कृतिक इतिहास के 
सुरक्षित क्‍खा है। इसलिए आज हम इस अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्रीयता क॑ 
जन्मभूमि राजस्थान में आना अपना सौभाग्य समभते हैं । 

आज हम साहित्य ओर संल्कृति के क्षेत्र में कहाँ हैं, इसका परिचय हम किर- 
प्रकार दें ? वर्तमान युग कष्टों की एक ःज्जुला है। यद्रपि युद्ध समाप्त हो गया है तर्था' 
हम एक साधारण मानव की सुविधाओं के अधिकारी भी नहीं हूँ | वस्त्र के लिए हमर 
अथना व्यक्तित्व दे दिया है, अन्न के लिए हमने अपनी आत्मा बेच दी है। पिछुहे 
वर्ष बंगाल ने अपने न जाने कितने लाख लालों को इसी भूख की ज्वाला में जल 
दिया | जहाँ आत्मा के ऊपर भूला शरीर बैठ गया है, जहाँ क्रय-विक्रय के काँटों पर रू' 
और *गार तल गया है, वहाँ ऐसी परिध्थितियों में मानवता कराह रही है। दुर्भार 
की बात है कि जनता में इसकी प्रतिक्रिया नहीं हुईं। यदि जनता दासत्व की शरड्डला २ 
इतनी जकड़ी हुई है कि उसे अपने मानव जीवन का अभिमान नहीं है तो कम से का 
कवियों ओर लेखकों में तो इसकी प्रतिक्रिया होती, वे तो जनता के कष्टों से सिददर उठा 


, किंतु इमने देखा कि हमारे लेखक ओर कवि अपने देश की इन परिस्थितियों 


४ श्प्र्‌ 


विचार-दर्शन 


उदासीन बने रहे । उनके काल्पनिक संसार में इस कठोर सत्य का प्रवेश नहीं हो सका । 
आज हिन्दी में कितने उपन्यास हैं जो देश की इस भयानक परिस्थिति से ग्रेरित होकर 
लिखे गए १ कितने नाटक हैं जिनमें देश की इस अर्धम्त और अर्धनग्व जनता के 
प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई, कितने खंडकाब्य, महयकाव्य या मुक्तककाब्य हैं, जिनमें 
जनता का यह करुण आत्त नाद गूंज सका ? ऐसी स्वनाएं, हिंदी संसार को व्यापकता 
को देखते हुए, नहीं के बरात्रर हुई हैं | इससे तो यही ज्ञात होता है कि हमारा वर्तमान 
साहित्य जनता का साहित्य नहीं है | उसकी पंक्कियों म॑ं जनता के प्राणों का रुप॑दन नहीं 
है | वह न तो जनता से सहानुभूति रखता है ओर न जनता उसे अपना रही है ।,ऐसी 
परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि हमारे साहित्य में बड़ी सजधज के साथ 
प्रकाशित होनेवाली रचनाएँ लोकप्रिय नहीं हो सकी । हमारे कवियों के कितने गीत हैं जो- 
जनता की ज़बान पर चढ़ सके हैं १ कितने नाटक हैं. जो गाँव-गाँव खेले गए. हैं, कितने 
उपन्यास हैं जिनकी कथा-शैली में जनता के कंठ का द्रवित स्वर है ? स्वर्गीय श्री 
प्रेमचन्द को छोड़कर कोई दूसरा उपन्यासकार नहीं, जिसने तिल-तिलकर मरनेवाले 
होरी से भिन्न किसी दूसरे किसान को समभा हो, जिसने प्रेम और विग्रह की धूप-छाँह 
से बनी पति-परायणा घनिया का ग्रतिंर्प उपस्थित किया हो | अपने जीवन में घटित 
होनेवाली, जीवन के चारों ओर अविराम गति से बदने वाली घटनाओं के प्रति यह 
उपेज्ना कैसी ? मुझे तो शञात होता है कि अभी हमारे अधिकांश साहित्यकारों में जीवन 
के वस्तुवाद को कलात्मक रूप से आत्मसात्‌ करने की क्षमता नहीं आई। हमने 
वास्तविक जीवन की रुक्षता में निहित सौन्दर्य नहीं पहिचाना | हम जीवन की भयानक 
सुन्दरता नहीं देख सके | विशिष्ट घय्नाओों को उनके रूप में सजाने पर एक जीवनगत 
सत्य और सोन्दर्य दीख पड़ता है। जिस प्रकार ऊँट देखने में बड़ा बेडील मालूम होता 
है। लंत्री-लंबी ढॉँगें, टेढ़ी गर्दन, पीठ पर कूबड़, छोटी-सी पूंछ आदि | किन्तु जत्र यही 
ऊँट आपके प्रदेश की मस्भूमि में एक सीधी रेखा में क्रमबद होकर अनेक ऊँटों के 
साथ चलता दई ओर श्राप उसे प्रातःकाल या संध्याकाल के घुबले-से हलके प्रकाश में 
देखते हैँ तो आपको मालूम द्वोता दे जैसे क्षितिज पर जीवन की लंबी लदर बलखाती 
हुई, धीरे-बीरे आगे बढ़ रदी है। ऊँट के वेदोल आकार की व्रिपमता, समता का रूप 
लेकर आपके नेत्रों को सीन्‍्दर्य का निमन्त्रण देती है | इसी ्रकार जीवन की विषमताओओों 
को एक कम में अथवा उनकी सतिशीलता में सजाकर हम जीवनगत सत्य का सौन्दर्य 
दल लेते है| यह दमारें अधिकांश कलाकारों द्वारा नहीं दो सका ! 
इन जीवनगन विपमताओं के चित्रण का--वास्तविक दारुण परिस्थितियों के 
श्प्ड है 


भाषण--२ 


चित्रण का--पूर्ण समर्थक होते हुए भी मैं आजकल के अधिकांश प्रगतिशील लेखकों 
या कवियों से सहमत नहीं हो सका । उन्होंने हमें जीवन के वास्तविक झौर सच्चे चित्र 
देने की चेश की है किंतु यह सत्य उन्होंने हमें तब दिया है जन्न उन्होंने साहित्य के 
समस्त सॉन्द्य को नष्ठ कर दिया है | चिसन्‍्तन साहित्य की कुछ मान्यताएँ हैं। साहित्य 
केवल आज की संपत्ति नहीं है, वह परंवरगत संपत्ति है, लोक-कल्याण, सुझुचि ओर 
लालित्य उसकी नैसर्गिक विशेषताएँ हैँ | त्िना सुरुचि ओर लालित्य के लिखा गया 
साहित्य किसी अख़बार का संवाद-संग्रह मात्र माना जा सकता है। अ्रतः जन्र हम 
आगामी परंपरा के जीवन और कल्याण की भावना से ही साहित्य का निर्माण करते हैं 
तो हमें सुबचि ओर मानव-मन को आकर्षित करनेवाले सींन्दर्य को ध्यान में तो रखना 
ही पड़ेगा । 

प्रमतिशील लेखकों की स्वनाओं में इन दोनों ही का अभाव है| वे तो जैसे 
साहित्य के समस्त नियमों को नष्ट-श्रष्ट करने में अपने उददृश्य की पूर्ति देखते हैं। 
रूढ़ियाँ तोड़ना एक बात है ओर मान्यताएँ नष्ट करना त्रिल्कुल दूसरी बात । हमारे 
इन लेखकों ने इन दोनों में फोई अन्तर नहीं रक्‍्खा | एक सिरे से उन्होंने 'एटम बम 
गिरा दिये हूँ श्रौर उनके चारों श्रोर साहित्य की शोभा श्र श्री का संहार ही संहार 
दीख पड़ता है। मैं इन मित्रों से कहूँगा कि वे एक क्षण य्के। साहित्य-सजन एक 

* उत्तरदायित्वपूर्ण कर्त्तव्य है। वे सोचें ओर समझें कि वे क्‍या करने जा रहे हैं । पिछली 

'शताब्दियों से आने वाले साहित्य में दर्जनों क्रांतियाँ हुई किन्तु हमारे साहित्य की 
मान्यताएँ नष्ट नहीं हो सकी | आज सोशलिज़्म के उधार लिए, हुए विचारों के प्रदर्शन 
में वे साहित्य में केवल आग की लग्ट ही देखना चाहते हैं? उसकी सारी 
मान्यताओं में उच्छूं खलता का नग्न तास्डव ही देखना चाहते हैं? मुझे भय है 
कि जिस तरह आज कम्यूनिस्ट दल कांग्रेस से अलग हो रहा है, उसी प्रकार ये प्रगति- 
शीन लेखक कहीं हिन्दी साहित्य से निर्वासित न कर दिए; जावें। 

मेरा विचार तो यह है कि जनता के जागरण की वाणी लेकर हमारे कलाकार 
पूर्ण प्रगतिशील बने किन्तु इस प्रगतिशीलता में साहित्यिक सुदचि का ध्यान रहे। 
उनकी रचनाओं में भले ही रस-संचार ओर अलंकारःप्रियता न रहे किन्तु फिर भी 
साहित्य के स्वस्थ सौन्दर्य का ध्यान तो रहे | उनका साहित्य जनता से दूर न जाने पावे । 
साहित्य के लिए; जनता से दूर जाने का श्रर्थ मृत्यु है | 

प्रेरणाओं से सजीव संपर्क रखना द्वी साहित्य के लिए संजीविनी है ) ओर फिर 
वह साहित्य द्वी क्या जो समाज के क्रोड़ में पोषित होकर समाज का निर्माण न करे ! 


श्घ्र 


विचार-दर्शन 


डिस प्रकार बीज से फूल उत्पन्न होता है और फिर वही फूल बीज की सुष्टि करता है, 
उसी प्रकार समाज से साहित्य उत्पन्न होता है ओर फिर वही साहित्य समाज के निर्माण 
में सहायक होता है। समाज्ञ की प्रेरंणाओं से रहित कलाकार अपनी कल्पना की 
रचनाएँ उसी प्रकार किया करता है जिस प्रकार कमरे के एक कोने में बैठी हुई एक 
मकड़ी जाला बुनती रहती है। उसे क्या ध्यान कि आन इस कमरे में बैठने के लिए 
कितने कवि या भले आदमी आए, | उसे तो अपने जाले से काम, ओर जिस तरह मेरा 
नोकर उस जाले को एक दिन भाड़, से साफ़ कर देगा, उसी तरह समय अपने वर्षों की 
भाड़, से समाज के जीवन से रहित उन उलभी हुई कल्पनाओं को झाड़ कर साफ़ कर 
देगा | इसके पर्याय, जीवन के ओज से भरे हुए साहित्य की कांति प्रतिदिन उदय होने 
वाले सूर्य की भाँति कभी पुरानी या धूमिल नहीं होगी और तब ऐसा कलाकार या कवि 
जनता का प्रतिनिधि द्वोगा | निराशा में बद आशा के गीत गाएगा ओर मरण में जीवन 
की आरती सजाएगा । उसकी वाणी में वायु की गतिशीलता ओर तरलता आएगी 
जिसके स्पर्श मात्र से मुरझाएं हुए मन एक बार फिर से चैतन्य हो जाएँगे। वह 
भारती के मन्दिर में अपनी स्व॒रलद्री से ऐसे गीत गाएगा कि जड़ भी चेतन हो 
जाएँगे, परानित भी विजयी बन सकेंगे । ऐसे ही स्वरों में राठोड़राज प्रिथीगज ने एक 
साखर गीती गाया था | 
नर तेथ नियाणा निलजी नारी, अकबर याहुक बट अबट 
चीहटे तिणए जायर चीतोड़ों बेचे किम रजपूत बट 
शोर इस गीत से राणा प्रताप महाराणा प्रताप बने | क्‍या आज हमारे देश 
की परसधीनता में ऐसे गीत नहीं गाए. जा सकते ? रूस में जो क्रांतियाँ हुईं, उनके पीछे 
सादित्य का बहुत बड़ा द्वाथ रहा । उपन्यासकार्रों ने ऐसे कथानका की सृष्टि की जो देश 
के खत्तःकरण को कककोर सकें । आज हिन्दी में भी वैसे उपन्यास क्‍यों नहीं लिखे जा 
सकते ? प्रणय के प्रथम पाठ से ही उपन्यास का प्रणवन क्यों होता है ? हमारे देश में 
तो शंगर्मच निमिल ही नहीं हो पाया किन्तु जो नाटक विद्यार्थियों वा समा-समितियों के 
द्वाग रोले शने है, उनमें हमारी समस्याश्रों पर प्रकाश क्‍यों नहीं डाला जाता ? ऐसी 
बदत मी आने है जिनका अभाव आज हमारे सादित्य में वटक रहा है | 
पद सो लाजित साहित्य की बात हुईं। उपयोगी साहित्य का भी प्रश्न हमारे 
सामने है। वैश्ञनिक विपयो पर इमारे साहित्य में बहुत कम काम हुआ है | प्रयाग की 
विजानियपपद का प्रसन्न दस दिशा में श्लाध्य रहा दे किन्तु एक संस्था अपनी सीमित 
शत पी से हिता काम कर सदती ई ? हब इम द्िनदी को कालेजों और विश्वविद्यालयों 
£घू ८ 


भापण--२ 


में शिक्षा का माध्यम भनाने का प्रस्ताव रसते हैं तो उच्च कन्नाओं में पढ़ाये जानेवाले 
प्राठ्यन्य्न थों का प्रश्श छपारे सामने उपस्यित दो जाता है। हम अभी तक एम्‌० ए.० 
आर एम०ण एससी० में पढ़ाये जाने योग्य पाय्यन्यन्थों को तैयार नहीं कर सके हैं । 
कठिनाई वैज्ञानिक विषयों में विशिष्ट शब्दों ( 70०एांट्यों 70ापा5 ) के प्रयोग 
करने की है | निर्णय की बात यह है कि अंग्रेजी के दी विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हिंदी 
साहित्य में द्वो या संस्कृत धातुओं के आधार पर उन शब्दों का हिंदी में पर्याय बनाया 
जाय | यद्यवि पहले दृष्टिकोश के पक्ष में कुछ विद्वान अवश्य हैं किंतु मेरे विचार से 
मापा ओर साहित्य की एकरूपता के लिए उन विशिष्ट शब्दों के दिंदी-पर्याय आवश्यक 
हैं। यद बात दूसरी है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय सुविधा के लिए अंग्रेज़ी विशिष्ट शब्दों का 
प्रयोग भी सुविधानुसार कर लें किंतु हमारे साहित्य की सर्मृद्ध के लिए. और हमारी 
आवश्यकताओं को देखते हुए. हमारे पास उच्चतम वैज्ञानिक शब्दावली का हिंदी कोष 
भी मौजूद रहना चाहिए। यदि हम यह कोप तैयार कर ले तो उच्चतम कक्षाओं के 
पाय्य-्ग्रथ भी हम दिंदी में द्वी प्रस्तुत कर सकते हैँ ओर विश्वविद्यालय की ऊँची 
कक्षाओं में हिंदी ही को माध्यम बना सकते हूँ | डा० धीरेन्द्र वर्मा के निरीक्षण में 
प्रयाग की भारतीय हिंदी परिषद्‌ ने इस दिशा में प्रयक्ष किया हे ओर वैज्ञानिक विषयों 
के पारिमापिक शब्द-कोप तैयार करने की योजना को बहुत कुछ आगे बढ़ाया है। 
परिपद्‌ का यह कार्य अगले वर्ष तक समाप्त हो जायगा और हिंदी को प्रतिष्ठित विशेषज्ञों 
द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पारिभाषिक शब्दकोप प्राप्त हो सकेगा जिससे पाख्य पुस्तकों के 
निर्माण में विशेष्‌ सुविधा होगी | प्रान्तीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के 
प्रश्न पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने विचार-विनिमय फिया है।इस समय तक उसने 
प्रत्येक विषय में हिंदी या उदू में निबंध का प्रश्नपत्र अनिवार्य कर दिया है। माध्यम 
की दिशा में इसे पहला क़दम समझना चाहिए | आशा है, इसी प्रकार अ्रन्य 
विश्वविद्यालय भी इस दिशा में प्रगतिशील होंगे | हम उपयोगी साहित्य के लिए. केवल 
पाख्य पुस्तकें ही नहीं चाहते किंठ ऐसा गंभीर साहित्य भी चाहते हैं जिससे देश में 
विज्ञान के विपय पर हिंदी भाषपा-भापियों द्वारा खोज का कार्य भी सरलता से चलाया 
जा सके ओर आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति में हिन्दी के अनेक विद्वानों का सक्रिय सहयोग 
रह सके | 

साहित्य की समस्याझ्रों के साथ भाषा का अश्न भी जटिल रूप धारण कर 
रहा है । हिंदी, हिंदुस्तानी और उदू के रूपों को लेकर , देश में जो अलग-अलग दल 
चन गए हैं, उनसे आप अपरिचित नहीं हैं। विश्ववंद्र महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य 


श्प््छ 


विचार-दर्शन 


दिस प्रकार बीज से फूल उलतन्न होता है और फिर वही फूल ब्रीज की सुष्टि करता है, 
उसी- प्रकार समाज से साहित्य उलन्न होता है और फिर वही साहित्य समाज के निर्माण 
में सहायक होता है। समाज की प्रेरणाओं से रहित कलाकार अपनी कल्वना की 
रचनाएँ उसी प्रकार किया करता है जिस प्रकार कमरे के एक कोने में बैठी हुई एक 
मकड़ी जाला छुनती रहती है| उसे क्या ध्यान कि आज इस कमरे में बैठने के लिए 
कितने कवि या भले आदमी आए | उसे तो अपने जाले से काम, ओर जिस तरह मेरा 
नोकर उस जाले को एक दिन भाड़, से साफ़ कर देगा, उसी तरह समय अपने वर्षों की 
भाड़, से समाज के जीवन से रहित उन उलभी हुई कल्पनाओं को भाड़ कर साफ़ कर 
देगा । इसके पर्याय, जीवन के ओज से भरे हुए साहित्य की कांति प्रतिदिन उदय होने 
वाले सूर्य की भाँति कभी पुरानी या धूमिल नहीं होगी और तब ऐसा कलाकार या कवि 
जनता का ग्रतिनिधि होगा। नियाशा में वह आशा के गीत गाएगा ओर मरखण में जीवन 
को आरती सजाएगा । उसकी वाणी में वायु की गतिशीलता और तरलता आएगी 
जिसके स्पर्श मात्र से मुरभाए हुए. मन एक बार फिर से चैतन्य हो जाएँगे। बह 
भारती के मन्दिर में अपनी स्व॒रलहरी से ऐसे गीत गाएगा कि जढ़ भी चेतन हो 
जाएँगे, पराजित भी विजयी बन सकेंगे । ऐसे ही स्वरों में राठौड़राज ग्रिथीराज ने एक 
साखरा गीत गाया था | 
नर तेथ नियाणा निलजी नारी, अकबर याहक वट अबट 
चोहटे तिए जायर चीतोड़ों बेचे किम रजपूत बट 

श्र इस गीत से राणा प्रताप महाराणा प्रताप बने | क्या आज हमारे देश 

की पराधीनता में ऐसे गीत नहीं गाए जा सकते ? रूस में जो क्रांतियाँ हुईं, उनके पीछे 
सादित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा | उपन्यासकारों ने ऐसे कथानकों की सुष्टि की जो देश 
के अन्तःकरण को भकमोर सकें। आज दिन्दी में भी वैसे उपन्यास क्‍यों नहीं लिखे जा 
सक़ते ? प्रणय के प्रथम पाठ से ही उपन्यास का प्रणयन क्यों होता है ? हमारे देश में 
ती रंगमंच निर्मित ही नहीं हो पाया किन्तु जो नाटक विद्यार्थियों या सभा-समितियों के 
द्वाश सेले जाते है, उनमें हमारी समस्याओं पर प्रकाश क्‍यों नहीं डाला जाता ? ऐसी 

ग्रद्ठत मी बार्ते हैं जिनका अभाव आज दमारे साहिस्य में खटक रहा है | 
हि बंद वो ललित साहित्य की ब्रात हुईं। उपयोगी साहित्य का भी प्रश्न हमारे 
माने दे । पैजञानिक विपयों पर हमारे साहित्य में बहुत कम काम हुआ है । प्रयाग की 
2 आक का प्रयत्न इस दिशा में रलाब्य रद है किन एक संस्था अपनी सीमित 
शकय से फिलना काम कर सकती ई ? जब हम हिन्दी को कालेजों और विश्वविद्यालयों 
श्पध् 


रे भापणु--*२ 


में शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं तो उच्च कक्षाओं में पढ़ाये जानेवाले 
पाठ्य-्त्र थों का प्रश्न छ्मारे सामने उपस्थित हो जाता है। हम अभी तक एम्ू०ए.० 
और एम० एससी० में पढ़ाये जाने योग्य पाठ्य-्ग्रन्थों को तैयार नहीं कर सके हैं । 
कठिनाई वैश्ञनिक विषयों में विशिष्ट शब्दों ( /'००गा४ं०वं ॥'छा7॥8 ) के प्रयोग 
करने की है | निर्णय की बात यह है कि अंग्रेज़ी के ही विशिष्ट शब्दों का प्रयोग हिंदी 
साहित्य में हो या संस्कृत धातुओं के आधार पर उन शब्दों का हिंदी में पर्याय बनाया 
जाय | यद्यपि पहले दृश्कोण के पक्षु में कुछ विद्वान अवश्य हैँ किंतु मेरे विचार से 
माषा और साहित्य की एकरूपता के लिए. उन विशिष्ट शब्दों के हिंदी-पर्याय आवश्यक 
हैँ। यह बात दूसरी है कि हम अन्‍्तराप्ट्रीय सुविधा के लिए अंग्रेज़ी विशिष्ट शब्दों का 
प्रयोग भी सुविधाजुसार कर लें किंतु हमारे साहित्य की समृद्धि के लिए ओर हमारी 
आवश्यकताओं को देखते हुए. हमारे पास उच्चतम वैज्ञानिक शब्दावली का हिंदी कोष 
भी मौजूद रहना चाहिए. | यदि हम यह कोप तैयार कर लें तो उच्चतम कक्षाश्रों के 
"पाठ्य-्अंथ भी दम हिंदी में ही प्रस्तुत कर सकते हैं ओर विश्वविद्यालय की ऊँची 
कल्षाओं में हिंदी ही को माध्यम बना सकते हैं | डा० चीरेन्ध वर्मा के निरीक्षण में 
प्रयाग की भारतीय हिंदी परिषद्‌ ने इस दिशा में प्रयक्ष किया है और वैज्ञानिक विषयों 
के पारिभापिक शब्द-कोप तैयार करने की योजना को चहुत कुछ आगे बढ़ाया है। 
परिषद्‌ का यह कार्य अगले वर्ष तक समात हो जायगा और हिंदी को प्रतिष्ठित विशेषज्ञों 
द्वारा प्रस्तुत किया हुआ पारिभाषिक शब्दकोप ग्राप्त हो सकेगा जिससे पाख्य पुस्तकों के 
निर्माण में विशेष सुविधा होगी । प्रान्तीय भाषाश्रों को शिक्षा का माध्यम बनाने के 
प्रश्न पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने विचार-विनिमय किया है।इस समय तक उसने 
पत्येक विषय में हिंदी या उद्ू में नि्रंध का प्रश्नपत्र अनिवार्य कर दिया है। माध्यम 
की दिशा में इसे पहला क़दम समझना चाहिए.। आशा है, इसी प्रकार अन्य 
विश्वविद्यालय भी इस दिशा में प्रगतिशील होंगे । हम उपयोगी साहित्य के लिए. केवल 
पाय्य पुश्तकें ही नहीं चाहते किंतु ऐसा गंभीर साहित्य भी चाहते हैं जिससे देश में 
विज्ञान के विपय पर हिंदी भाषा-भाषियों द्वार खोज का कार्य भी सरलता से चलाया 
जा सके ओर आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति में हिन्दी के अनेक विद्वानों का सक्रिय सहयोग 
रह सके । 
साहित्य की समस्याओ्रों के साथ भाषा का प्रश्न भी जटिल रूप धारण कर 
रहा है | हिंदी, हिंदुस्तानी और उदू के रूपों को लेकर , देश में जो अलग-अलग दल 
बन गए हैं, उनसे आप अपरिचित नहीं हैं। विश्ववंदा महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य 


विचार-दशन 


सम्मेलन से अपना संपर्क हटा लिया है, वह बड़ी क्लेशकर बात दे किंत संतोष केवल 
उनकी इस बात पर है कि वे सम्मेलन से बाहर रहकर भी सम्मेलन की ओर अधिक 
सहायता कर सकेंगे | हिंदी और हिंदुस्तानी का नाम लेकर जो दल अपने-अपने तक 
उपस्थित कर रहे हैं, उनमें एक बात तो समानरूप से वर्तमान है कि वे सभी देश को 
राष्ट्रभाषा को अधिक से अधिक व्यापक और सुविधाजनक रूप देना चाहते हैं) में भी 
राष्ट्रभापा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इससे सहमत हूँ किंठ किसी भी 
भाषा से दंप न रखते हुए. में यह बात स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहता हूं कि 
राष्ट्रभापा वही होनी चाहिए, जिससे राप्ट्र के अन्तर्गत निवास करनेवाले विविध प्रांतीय 
भाषाओं के लोग भी आगनी मापा-विधयक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें | आधुनिक 
भारतीय भापाश्रों में हिंदी, बंगाली, गरुञगती, मराठी, पंजाबी, उद्विया ओर सिन्‍्त्री 
तथा द्रविड़ भाषाश्रों में तामिल, तेलगृ, कन्नढड ओर मलयालम प्रमुख हैं। हमें राष्ट्र- 
भाषा के निर्माण में इन सभी मापाओं का ध्यान रखना होगा। भारतीय भाषाएँ तो 
संस्कृत की परंपरा में हैं ही, द्रविड़ भाषाओं पर भी संस्कृत का प्रभाव है। अ्रतः हिंदी 
को राष्ट्भापा के रूस में संल्कृत के ऐसे शब्द-समूहों से अपना संत्रंध बनाए. रखना 
होगा जो इन विविध भाषाओं में समझे जाते हैँ और व्यवहार में लाये जाते हैं। श्रतः 
राष्ट्रभापा के मूलाधार में संख्कृत से निकली हुई भाषा-विपयक परम्परा ही होनी 
चाहिए. । रही बात अस्ी ओर फारसी के शब्दों की जिनका प्रवेश कराना आबकल 
य्ट्रभाषा में अनिवार्य समझा जाता है। अखबी, फ़ारसी या उदूं (जो हिंदी ही को 
एक शैली मात्र है) किसी प्रकार भी अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखी जा सकतीं । 
मुसलमानों के संरर्क से ही इस देश में अरबी और फ़ारसी के शब्दों को लेकर हिंदी के 
क्रौड़ में उर्द का जन्म हुआ श्रौर फल-ल्वरूप हमारी भाषा में भी अ्ररत्री शरौर फ़ारसी 
के सैकड़ों शब्दों का प्रवेश हुआ | ये शब्द आज भी इमारी भाषा में मिलकर हमारे हो 
गए. हैं । इन्हें भाषा से अलग करना भाषा की द्वानि दी करना है | किंतु जब हिंदुस्तानी 
के रूप में लगभग उद् ही राष्ट्रभापा के लिए प्रस्तुत की जाती है तो विषय चिन्त्य हो 
शता दे उदूँ, भाषा के रूस में कितनी व्यापक हो पाई है, इस संबंध में दो मत 
नहीं दो सकते | ब्यावद्वारिकता में केवल उत्तरी भारत में वह विशुद्ध रूप से बोली ओर 
समनी जाती है, बद भी नगगें में, गाँवों में नहीं। नंगे में गी अ्रशिक्षित जनता के 
द्राग->प्रमवतः मुसलमानों के द्वास । नगर के अ्रशिक्षित मुसलमान भी स्थान-विशेष 
हे अली बोलने हैं । गाँवों में तो दिन्हुओं और मुसलमानों में भाषा-विषमक कोई भेद 
दी नहीं ४। ऐसी व्यिति में उक्ती मास्त के कुछ सगे के सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखने 


भापण--२ 


पाले कुल व्यक्तियों फे आग से महाद्वीी के सम्रान इस विशाल देश की गप्द्रभाषा 
खत्तः अरबी और फारसी शब्दों से लदी हो जो अधिकांश राष्ट्र के लिए दुर्बोध दो 
के विपरीन बात होगी । यह शन दूसरी हे कि यजनीतिक श्रावश्यकताओं ने 

यसूपिग्गी ट्न्दुस्तानी को चल दे दिया हो श्र देवनागरी लिपि के साथ ही साथ 
पारसी लिय झा सीखना भी अनियार्ग बना दिया हो, किंतु देश की भाषा-विषयक 
परिध्थिति इस राजनीतिक आवश्यकता से मेल नहीं साती। हाँ, हिन्दी को अधिक से 
आांधिक सरल, सुव्रोध शोर स्वाभाविक बनाने के लिए केवल संध्कृत के तत्सम शब्द ही 
काम नहीं दे सकेंगे, टमें तदभव, देशल प्रीर राग्ल अरबी, फ़ारसी तथा अंग्रेज़ी शब्दों 
को भी स्वीकार करना होगा | विदेशी शब्दों को इस उसी स्थिति में लीकार करेंगे जन् 
ये क्षमता के लिए. सुभोेध श्रीर सग्ल एवं भाषा के लिए श्रमिव्यंजनात्मक शक्ति के 
पूरक सिद्ध शोंगे ) अ्रपरिचित, दुरूद, और वेमेल शब्दों को राष्ट्र भाषा में स्थान देना 
उसकी सुशेघता आर प्रांतीय भापाओं की स्थीकृति में आधक सिद्ध होगी। मेरा प्रस्ताव 
तो बह ई कि भारत में बोली जाने बाली प्रत्येक प्रांतीय भापा अपने ध्यवद्वार में थाने 
वाले अरबी, फ़ारसी शोर अंग्रेज़ी शब्दों के श्रलग-श्रलग कोप तैयार करे । उन सत्र 
कोपों का मिलान करने से शात हो जाएगा कि कितने विदेशी शब्द समानरूप से देश 
की सभी भाषाश्रों में समझे जाते ई। थे सब्र विदेशी शब्द तो गप्द्रभाषा दिंदी में रहेंगे 
ही। साथ ही साथ ऐसे शब्द जो किसी भाषा में विशेष रूप से प्रयुक्त शोते हैं, विचार- 
विनिमय के बाद स्वीकृत किए जायेंगे । इस शैली से सप्ट्ृुभापा का रूप सभी के लिए 
मुलभ ओर न्याय-्संगत होगा | यों में भाषा के स्वाभाविक विकास में विश्वास रखता 
हूँ किन्तु जब राजनीतिक और अन्य कारणों से कोई भाषा इम पर लादी जा सकती है, 
तो हम राष्ट्रभाषा के निर्माण में भी तक और युक्ति से काम क्यों नहीं ले सकते १ जहाँ 
तक लिपि से संत्रंध है, मे निश्चित रूस से कट्टता हूँ कि हिंदी या दिंदुस्तानी की एक 
ही लिपि होनी चादिए--श्रीर वह लिति देवनागरी है जो संतार की सत्र से शुद्ध और 
सबसे अ्रधिक वेशानिक लिपि है | यों श्रन्य लिपियों का सीखना घुरा नहीं है किन्तु यह 
वैकल्पिक हो, अनिवारय न हो । 

आल इंडिया रेटियो हिन्हुस्तानी के नाम से जिस उर्दू का प्रचार करना चाहता 
है, बह भाषा न तो हमारी संस्कृति की है, न हमारे संस्कारों की | आल इंडिया रेडियो 
अपनी नीति में दृढ़ और अटल दे | सादित्व सम्मेलन ने अपने जयपुर अ्रभिवेशन में 
इस भाषाननीति का घोर विरोध किया और उसे सक्रिय आन्दोलन फा रूप दिया किन्तु 
रेडियो-विभाग ने इसकी पूर्ण उपेक्षा की । हिन्दी के लेखकों श्रीर कवियों ने उसका पूर्ण 

श्प€ 


ऐ। हई। है| 


विचारं-दशन 


बहिष्कार किया किन्तु रेडियो-विभाग ने इसकी ज़रा भी चिन्ता नहीं की | यदि की होती 
तो आज रेडियो की भाषा का रूप ही दूसरा होता। अपनी ख़ालिस उदू के बीच में 
देश, समाज, पूरब और पब्छिम' जैसे दो चार शब्दों को स्थान देकर वे अपनी 
भाषा को हिन्दुस्तानी कहते हुए लोगों को भुलावे में नहीं डाल सकते | राष्ट्रभाषा के 
संबंध में में अपना मत स्पष्ट कर ही चुका हूँ । ऐसी ही शब्ट्रभापा में रेडियो से संवाद 
वितरित हों | रेडियो ने सम्मेलन के आ्रान्दोलन को जिस उपेक्षा-माव से देखा है, वह 
हेन्दी मापा-भाषियों के लिए, असह्य है । मालूम होता है कि इस उपेक्षा की जड़ बहुत 
गहरी है, और इस जड़ का पोषण भी किसी अदृश्य खोत से हो रहा है। हमें अपने 
आन्दोलन को अधिक दूर तक पहुँचाना होगा ओर तत्र हमारी समस्या के इल की सूरत 
नज़र आएगी | 
यह एक आश्चर्य की बात है कि जहाँ भाषा के निर्माण के लिए लोग प्रयत्ष- 
शील हैं, वहाँ मापा के सुधार के लिए. लोग ग्रयल्शील नहीं हैं | लेखकों, कवियों और 
पत्रकारों द्वारा भाषा की सुचारुता पर जो आघात हो रहे है, उनकी ओर हमने ध्यान 
ही नहीं दिया है। इस संबंध में श्री रामचन्द्र बर्मा ने अच्छी हिन्दी पुस्तक लिखकर 
हिन्दी लेखकों और विद्यार्थियों का विशेष उपकार किया है | में तो चाहता हूँ कि उस 
प्रकार की पुस्तक अधिक से अधिक संख्या में प्रकाशित हो और वे अनिवाय रूब से 
हिन्दी मापा-मापियों के द्वाथ में सखी जाने। इस सुधार को एक आन्दोलन का रूप 
देना डचित होगा । में तो आन देखता हूँ कि मापा के बोलने के संबंध में अधिक से 
अधिक लापरवादी बस्ती जाती है। मेरे विश्वविद्यालय दी में किन्हीं दो विद्यार्थियों की 
बातचीत सुन लीजिए. | उनके सारे वातलाप में संभवतः एक भी वाक्य ऐसा न होगा 
जिसे आप अन्‍्छी दिन्दी कह सके । उदाहरण के लिए मेरे एक विद्यार्थी ने एक दिन 
मुझसे कद्ा--टाक्टर साहब, आप उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। बढ़ा इंटरेस्टिंग 
डिसकेशन हुआ | में स्पीकर के प्वाइंट अब ब्यू से एसी नहीं कर सका ओर मैंने ऐसी 
फ़ीसकुल स्थीच देलीवर की कि आडिएज्स बान मूव्दड कम्लीटली एंड दि द्ाउस वाज 
दन माह फ्रेचर । मैंने उसे उसी समय सेक कर कट्दा कि में नहीं समझा । ज़रा हिन्दी में 
किए | बद लक्षित हुआ और एक्सक्यूज़ मी कह कर चला गया। उसने "क्षमा 
बीडिए नहीं कटा । यद्र दिल्‍दी है जो आजकल दसमारे ब्िशार्थी बोलते हैं । इन्हें श्रपनी 
गग् के लिए को? गारच नहीं है, जेसा मुंद्र में आता है, बंता ही बोलते चले जाते 
है खायद उनदाने शक द्वाग कभी यह नहीं सोचा कि मापा के प्रति नी उनका कोई 
कल य हे बदले किसी जमाने में अपनी सापा में श्रंत्र जी शब्दों का मिश्रण शिक्षित 


£5#& 


भसापरण--२ 


और सुसंस्कृत कहलाने का माप-दंड समझा जाता था किन्तु अर वह बात नहीं रही | 
अब तो पश्चिमी वातावरण ने अंग्रेजी की बाहें बहुत लम्बी कर दी हैँ। उस दिन बाज़ार 
में खड़ा एक ग्रामीण कह रहा था--६ ससुर कंटरौल का आठ्य तो सिमन्‍द अस 
दिखात वा ।? यह बात छोड़िए, किन्तु यदि अंग्रेज़ी की संज्ञाओं, उसके विशेषणों और 
क्रिया-विशेषणों के मिश्रण की यही प्रद्नत्ति भाषा में रही तो आज से सो वर्ष बाद हिन्दी 
से संघर्ष लेने के लिए. आज की हिन्दुस्तानी की माँति कोई इंगिलिस्तानी भाषा खड़ी 
होगी ओर वही राष्ट्रभापा होने के लिए, हिन्दी से युद्ध करेगी। भाषा-सुधार के संबंध में 
हमारा जो गम्भीर उत्तरदायित्व है, उसे अभी हम श्रॉख खोल कर नहीं देख सकते, 
यह हमारा नैतिक पतन है । 
अपने साहित्य-निर्माण के सम्बन्ध में मुझे कहना तो बहुत है लेकिन समय के 
अभाव में मैं कुछ बातें संकेत में ही कहूँगा | साहित्य की समुन्नति के लिए; हमें एक 
सप्त वर्षीय योजना बनानी चाहिए, । यह योजना या तो साहित्य सम्मेलन की ओर से हो, 
या नागरी प्रचारिणी समा की ओर से । जो संस्थाएँ इस कार्य में योग दे सकती हैं, या 
देना चाहती हैं वें अयने को योजना चलाने वाली संध्था से सम्बद्ध करा लें। इस 
योजना में हमें साहित्य को समृद्ध और अग्रशील बनाने के लिए; समस्त साधन जुटाने 
चाहिए, | इस कार्य की योजना में कम से कम पाँच लाख की निधि एकत्र की जाए, 
ओर प्रत्येक वर्ष में उठाये जाने वाले विषयों का वर्गीकरण कर दिया जाए; | फिर उस 
विपय के विशेषज्ञों की समितियों का संगठन हो और विशेषज्ञों को उत्साहवर्धक पारिश्रमिक- 
देकर एक निश्चित अवधि के भीतर आयोजित कार्य की संपूर्ण सामग्री संकलित 
कर ली जाए.। तत्पश्वात्‌ उसका एक विशिष्ट समिति द्वारा संपादन और प्रकाशन हो 
ओर इस तरह उस वर्ष का कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाए, | यदि पॉच वर्षों में यह 
कार्य समाप्त न हो तो अवधि बढ़ाई जा सकती है। अथवा इस योजना को दो भागों में 
विभाजित कर दो या तीन संस्थाएँ एक साथ ही अपना कार्य चला सकती हैं | ये 
संस्थाएँ चाहे जिस तरह विपय का वर्गीकरण करें किन्तु हमारे साहित्य की जो प्रमुख 
आओवश्यकताएँ हैँ उनकी ओर मैं आपका ध्यान आर्कर्पित करना चाहता हैँ : 
१--हमारे साहित्य में प्राचीन कवियों ओर लेखकों की रचनाओं के सुसंपादित 
संस्करणों की बहुत कमी है | जत्र तक ये संस्करण प्रामाणिक रूप से संपादित नहीं 
किए जावेंगे तब्र तक दम अपने प्रसिद्ध कवियों या लेखकों की स्चनाओं के मूल्यांकन 
में कहां तक आश्वस्त दो सकते है ? हमारे देश भर में प्राचीन हस्तलिखित ग्र॑थ ब्रिखरे 
पड़े हैँ । उन्हें एकत्रित करने के लिए. कोई भी अखिल भागर्तवर्षीय प्रयत्ञ नहीं हुआ | 
१६१ 


बहिष्कार किया किन्तु रेडियो-विभाग ने इसकी ज़रा भी चिन्ता नहीं की | यदि की होती 
तो आज रेडियो की भाषा का रूप ही दूसरा होता । अपनी ख़ालिस उद्‌ के बीच में 
दिशा, समाज,” पूरब ओर पच्छिम' जैसे दो चार शब्दों को स्थान देकर वे अपनी 
भाषा को हिन्दुस्तानी कहते हुए लोगों को भुलावे भें नहीं डाल सकते। राम्ट्रभाषा के 
संबंध में में अपना मत स्पष्ट कर ही चुका हूँ । ऐसी ही राष्ट्रभाषा में रेडियो से संवाद 
वितरित हों । रेडियो ने सम्मेलन के आन्दोलन को जिस उपेक्षा-माव से देखा है, वह 
हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए श्रसह्य है । मालूम होता है कि इस उपेक्षा की जड़ बहुत 
गहरी है, ओर इस जड़ का पोपण भी किसी अदृश्य खोत से हो रहा है। हमें अपने 
आन्दोलन को श्रधिक दूर तक पहुँचाना होग और तत्र हमारी समस्या के हल की सूरत 
ज़र आएगी | 
यह एक आश्चर्य की बात है कि जहाँ मापा के निर्माण के लिए लोग प्रयल- 
शील हूँ, वहाँ भाषा के सुधार के लिए लोग प्रयल्शील नहीं हैँ | लेखकों, कवियों ओर 
पत्रकारों द्वारा मापा की सुचारुता पर जो आघात हो रहे हैं, उनकी ओर हमने ध्यान 
ही नहीं दिया है । इस संबंध में श्री समचद्ध वर्मा ने अच्छी हिन्दी पुस्तक लिखकर 
हिन्दी लेखकों और विद्यार्थियों का विशेष उपकार क्रिया है | मैं तो चाहता हूँ कि उस 
प्रकार की पुत्तके अधिक से अधिक संख्या में प्रकाशित हों और वे अनिवाय रूप से 
हिन्दी मापा-मापियों के हाथ में रक्खी जायें | इस सुधार को एक आन्दोलन का रूप 
देना उचित होगा । में तो आज देखता हूँ कि भाषा के बोलने के संबंध में अ्रधिक से 
अधिक लापरबाद्दी बरती जाती है । मेरे विश्वविद्यालय ही में किन्दीं दो विद्यार्थियों की 
ब्रातचीत सुन लीजिए | उनके सारे वार्तालाप में संगवतः एक भी वाक्य ऐसा न होगा. 
जिसे आप अच्छी हिन्दी कह सकें | उदाहरण के लिए मेरे एक विद्यार्थी ने एक दिन 
मुझसे कद्य--टाक्टर सादब, आप उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। बढ़ा इंटरेट्टिंग 
दिसकशन छुआ | में स्पीकर के प्वाइंट अर ब्यू से एग्ी नहीं कर सका और मैंने ऐसी 
फ़ासफुल स्पीच डेलीयर की कि श्राडिएन्स बाज मून्दड कम्म्लीटली एंड दि हाउस बाज़ 
इन माह फ्ंवर । मेने उसे उसी समय शोक कर कहा कि में नहीं समझा । जरा हिन्दी सें 
कीए | बढ लाजित हुआ घर एक्सक्यूज़ मी कह कर चला गया। उसने “क्षमा 
कीजिए नहीं कहा | यह दिन्दी दे जो आजकल हमारे विद्यार्थी बोलते हैं। इस्हें अपनी 
लय के लिए; कद गौर नहीं है, जैसा मुँह में आता दे, वैसा दी बोलते चले जाते 
है शायद उम्दनि एक ऋण कभी यद नहीं सोचा कि भाषा के थ्ति भी उनका कोई 
पन्‍्य है। ददले किसी जमाने में अपनी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण शिक्षित 
१६० 


भापएी---२ 


और सुसंस्कृत कदलाने का मापदंड समझा जाता था किन्तु अब यह बात नहीं दी । 
अब तो पश्चिमी वातावरण ने अंग्रेज़ी की बारें बहुत लग्दी कर दौ हैं। उस दिन आाड़ार 
में खढ़ा एक ग्रामीण कह रहा था--ई ससुर कंट्रोल का आाठ्य तो सिमस्ट छूम 
दिलात वा ।” यह बात छोड़िए, किन्तु यदि अंग्रेजी की संशात्ों, उसके विशेषशों और 
क्रिया-विशेषजों के मिश्रण की यही पत्रत्ति भाषा में रही तो आज से सी बर्ष बाद हिन्दी 
से संघर्ष लेने के लिए आज की हिन्दुस्तानी की भाँति फोई इंगिलिस्तानी भाषा सारी 
होगी और वही सब्ट्रमापा होने के लिए हिन्दी से युद्ध करेगी। भाषा-सुघार के संधंध में 
हमार जो गम्मीर उत्तरदायित्व है, उसे अभी हम श्ॉस खोल कर नहीं देख सहप्ते, 
यह हमारा मैतिक पतन है | 

अपने साहित्य-निर्माण के सम्बन्ध में मुझे कहना तो बहुत है लेकिन समय हे 
अभाव में में कुछ बातें संच्तेत में ही। फहँगा | सादित्य की समुन्नति के लिए. हमें एक 
सत वर्षा योजना बनानी चाहिए. । यह योजना या तो साहित्य सम्मेलन की और से ऐ, 
या नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से । जो संस्थाएँ इस कार्य में योग दे सकती /, था 
देगा चाहती हैं वे श्पने को योजता चलाने बाली संस्या से सम्दद्ध क्र हों) एस 
योजना में हमें साहित्य को समृद्ध श्रीर अग्रशील बनाने के लिए समस्त साधन छुद्ममे 
चाहिए इस कार्य की योजना में कम से कम पाँच लाख की निधि एकत्र ही शाए 
और प्रत्येक वर्ष में उठाये जाने वाले विपयों का वर्गोकरण कर दिया जाए। फिर : 
विपय के विशेषज्ञों की समितियों का संगठन हो और विशेषज्ञों को उत्साहवर्धक पारिभ्षतिक:-: 
देकर एक निश्चित अ्रवध्रि के भीतर आ्रायोजित कार्य की संपूर्ण सामग्री संकसित 
कर ली जाए.। तलश्चात्‌ उसका एक विशिष्ट समिति द्वारा संपादन आर प्ररतक्षम ऐो 
ओर इस तरह उस वर्ष का कार्यक्रम समात्त कर दिया जाए. यदि पाँच वर्षों भें 
कोर्य समात्त न हो तो अयधि बढ़ाई जा सकती है । अथवा इस योजना को दो भागों ६ 
विभाजित कर दोया तीन संध्याएँ एक साथ ही अपना काये चला सबती हैं। ये 
संस्थाएँ चाहे जिस तरह विपय का वर्गीकरण करें किन्तु हमारे साहित्य की शे। 
ओवश्यकताएँ हैं उनकी ओर में आपका ध्यान आ्राकर्वित करना चाहता हूँ: 

$--दमारे साहित्य में प्राचीन कवियों ओर लेखकों की रचनाओं के सुमंतदिश 
संस्करणों की बहुत कमी है । जब्र तक ये संस्करण प्रामाणिक रूप से संपादित नहीं 
किए जायेंगे तन्र तक हम अपने प्रसिद्ध कवियों था लेखकों की स्वनाओं के गृज्यांडम 
में कहाँ तक आश्वस्त दो सकते है ? दमारे देश भर में प्राचीन इृस्तलिग्ित रे 


ते इ थे किलर 


पड़े हैं । उन्हें एकत्रित करने के लिए कोई भी अखिल भारतवर्पीय प्रयक्ष न 





ड्रन्क 
श्ु 
4५९ 


प्रदुष् 





मी हद । 


 विचार-दर्शन - 


नागरी प्रचारिणी सभा ने इस क्षेत्र में श्रवश्य प्रशंसात्मक कार्य किया किंतु - उसका क्षेत्र “ 
सीमित रहा और धन-बल न होने के कारण कार्यकर्ताओं द्वारा संतोपजनक रूप से 
कार्य चल नहीं सका । प्रसन्नता की बात है कि हिंदी विद्यापीठ उदयपुर ने राजस्थान में: 
हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का प्रथम भाग प्रकाशित किया है। श्री जनादन 
राय, प्रधान मंत्री, हिंदी विद्यापीठ, उदयपुर ने इस कार्य का संचालन बड़ी योग्यता से * 
किया है। राजस्थान कवियों ओर चारणों की जन्मभूमि होने के कारण हृस्तलिखित 
ग्रथों का भांडार सा हैं। यहाँ अनेक ग्रंथों की अनेक- हस्तलिखित प्रतियाँ मिलेंगी | 
संपादन करने वाले विद्वान जानते हैं कि हस्तलिखित प्रतियों के वंश ओर कुल होते हैं 
जिनकी शाखाएँ चलती हैं| कमी कभी अति आधुनिक काल 'का हस्तलिखित ग्रंथ 
विश्वस्त और प्रामाशिक कुल का होने के कारण अधिक मान्य होता है ओर कभी-कभी 
प्राचीन काल का हस्तलिखित ग्रथ किसी दूर की शाला का होने के कारण विश्वस्त नहीं 
माना जाता | इसलिए एक श्र थ की अनेक हस्तलिखित प्रतियों को योंही नहीं छोड़ देना: 
चाहिए किन्तु उनके पाठान्तर के दृष्टिकोण से उनके कुलों का निर्णय करना चाहिए 
ओर अत्यन्त विश्वस्त कुल का पाठ स्वीकार होना चाहिए, | इस कार्य के लिए विद्या- 
प्रीठ को संवादन-कला में दक्ष अनेक विद्वानों को निमंत्रित करना चाहिए | मुझे! उस 
दिन अत्यन्त प्रसन्नता होगी जब्र विद्यापीट सारे देश में हस्तलिखित ग्रथों की खोज कर 
प्राचीन कवियों के प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत करने में समर्थ होगा | विद्यायीठ के इस 
मंगल-कार्य में देश की सभी संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए, । 

२--दूसरी आवश्यकता यद्द है कि हमें देश के समस्त प्रांतीय साहित्य से अपना 
संपर्क स्थापित करना चाहिए,। यह संपर्क दो प्रकार से स्थापित हो सकता है। 
एक तो इस तरद कि हम आने विश्वविद्यालयों के पराख्यक्रम में इन प्रांतीय भाषाओं 
को बकल्पिक विपय बनावें ( जैसा सम्मेलन के हिंदी-विश्वविद्यालय के रक्षं का पाव्यक्रम 
है ) झीर अपनी आगे आने वाली परंपरा के छृद॒य में अन्य प्रांतीय साहित्यों के प्रति 
सद्वानुभूति का बीजारोपण करें और दूसरा प्रकार यह हो सकता हे कि हम प्रत्येक प्रांतीय 
साहित्य के उत्कृष्ट अर्थों का हिन्दी में अनुवाद करना प्रारंभ कर दें। इससे हम हिन्दी 
का भावन्त्ेत्र जितना अधिक विस्तृत और व्यापक चनायेंगे उतना ही अधिक उसे 
श्रन्य प्रांतीय भाषाओं की गति-विधि के अनुकूल भी बना सकेंगे | यदि इसके लिए हम 
प्रांतीय भाषाओं के उत्कृष्ट कलाकारों की एक समिति का संगठन करें तो यह एक 


गनप् व्यय क्र! 
खमनपुद व्यवस्था दाग | 


३-सीसरी आवश्यकता वैज्ञानिक साहित्य के प्रणवन की है । इसका उल्लेख, 


भाषण--+ 


में कार हर शुश है | इस सारिर ये हमे शालिश।ं चार विशवियालयों में दिन्दी 
पक कककरकड»5ा 24 00% 270 "एक, (27 हर रा | डे 

॥ गारपस मे भी मे प्रयीशिजाद सभते हई पार साट के सर्भी प्रहार फे 
हवबीयी शान को आप 0 एग 


«पट 
$ प्रिंस के पाराए भें का रजत ६ | 
का 
] 


ती धाइशयद गे चने स्मालोदना शासर को ब्यवरिधित ससने थी है । 
पाज दिन दशाओं में घार शिय प्रभायों में सादित सुझ्म ही. रहा है उनका सृल्याकन 
सेसख्ल ४ द्राभीन समालो गना-शार न मे नदी जे सना । शांथ ही _मारे भारतीय 
शीयन के सोड में लिया इुद्मा छोर #मारे संध्दारों से संक्न साहित्य फेसल परश्निमी 
भागध्रों के प्रभायो फे फारए ही, एड घाव परश्चित हे शा हर से नहीं माया जा 
सकता) इसलिए धावीन कोर झापुनिक संमालोसमानशास्र के सभन्‍्पय से हमें श्ायने 


सारिश के लिए हक, सवीद समालोयना शाखर का. किर्मरा शर्मा भाटिए मिससे हंस 
सती सजमीजि, समाश पोर ग्मद्वित्व की परिरिितितों में लिखसीहद सचगाओों थो 
परिसमी दियार-पास हे प्रभावी की दशटि से भी उमित दंग से समझ सरें । यह कार्य 
किगी मदतपूरों सरेग के डांस ही होगा भादिए हो आाधीन झार शाधुनिक सादित्यों के 
विद्वानों की घर सतिति की आयोहगा परे घोर साहित्य पर प्रभायों गो विश्लेषण 
डरने दुए झरने सादिन्विश झादशोीं शो स्थिर कर सके । 
५-योसर्नी धायश्यक्ता हमारे ग्रामगीतों फे संकलस थी है। यथावीे यह 
बोहना अत सर्षी से चल रही है झिना इस कार्य औो ध्यवश्यित रूप से चलाने पा 
अयल शमी सझ नहीं टरच्मा । इमांग देश कषियधानस दोने के सारण गार्मो से परिपूण 
उन्हीं थी उम्नति शरीर विकास पर हमारे यप्द् का विकास खबलंबित है। गर्मी की 
उन्नति उनकी भाषा शरीर संस्कृति णो ठीक दंग से समभने शोर उनकी व्यवस्था के 
संबंध में सब्य दोने में दै। हमारे ग्राम ही हमारी प्राचीन सम्यता छोर संस्कृति के 
फेस्ट हैं। उनके पास द्‌मारे आदेशों, व्यवदारों और मनोविज्ञान का ऐसा फोप है 
जिसकी अवेलना फर दम श्रना व्यक्तित्त सो देंगे। जीवन के सरल श्रोर गहरे 
मनोविशान की पविन्त गंगा इसारे ग्रामगीर्तों में तरंगित हो रही है। बह परिचमी शिक्ता 
के बस्तुवाद की ऊप्मा से प्रतिदिन यूरव रही है । इमास कर्तव्य है कि हम युगन्युग से 
चलते थाने वाले उस सांस्कृतिक इतिदास की रक्षा करें। आमगीतों की श्रतत्त दृदय- 
ग्राद्दी भ्रतुमूतियाँ दिदी काव्य के लिए. प्रेस्‍्णाएँ प्रदान कर सकती हैं। पं० रामनरेश 
त्रिपाटी ने इस सम्बन्ध में कदम उठाया था। उनके बाद इस ज्षेत्र में कोई विशेष कार्य 
नहीं हुआ । प्रांतीय सम्मेलनों में आमगीत, लोकोक़ियाँ, कद्दावतें झादि एकत्रित करने के 
फ्रताव तो अवश्य स्वीकृत होते हूँ किंठ उनके अनुसार काय नहीं किया जाता। गआमों 


8२ 


विचार-दश न 


मैंने श्रपफा अधिक समय लिया | एक वर्ष बाद ही आपने मेरी शक्ति ओर 
सेवाश्रों म॑ विश्वास रख कर मुझे फिर साहित्यन्परिपद्‌र के समापति-यद्‌ से 
अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए में आपका अत्यन्त 
कृतज्ञ हूँ। 


भाषण---३ 


हिन्दी के सम्मान्य कवियो, देवियो और सजनो ! 
चारणों की इस पुण्य भूमि में जहाँ भगवती सरस्वती की बीणा दुर्गा की 
कऊंग़राण की गति के साथ थ्वनित हुई है, जहाँ कवियों ने अपनी शक्तिमयी लेखनी से 
युद्ध के इतिहास लिखे हैं ओर जहाँ के कबियों ने अपनी प्रतिभा से न जाने कितने 
राजवंशों को श्रमर कर रिया है, वहाँ आज अखिल भारतवर्षीय कवि-सम्मेलन की 
आयोजना अपना विशेष महत्व ओर उत्तरदायित्व रखती है। वीर रस के साथ ही जहाँ 
मझभूमि की मंदाकिनी मीरा अपनी अम्झतमयी वाणी से न जाने कितने नीरस दृदयों में 
गिरधरगोपाल के मोस्मुकुट की छवि ऑक चुकी है, उसकी पवित्र परम्परा में कवि- 
सम्मेलन की यह वाणी कितनी अधिक संयत ओर पविच्र होनी चाहिए; यह हमें नहीं 
भूलना चाहिए। श्रतः राजस्थान के प्रांगण में होने वाले इस कविन्सम्मेलन के 
गम्भीर «उत्तरदायित्व का प्रश्न जितना मेरे सामने हे उतना ही उसके गम्भीर और 
पावन संचालन का प्रश्न आपके सामने है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि कविता की जन्म- 
भूमि में कविता का श्रपमान न होगा और आदि से लेकर अब तक काव्य में प्राण- 
संचार करने वाले महाकवियों की यशोगाथा की टंखला में कवि-सम्मेलन की यह कड़ी 
उसे निर्ेल न बनाकर अधिक सशक्त ओर दृढ़ बनायेगी। आपके द्वारा दिये गये इस 
सम्मान को ऋृतज्ञता-पूर्वक स्वीकार करते हुए में अपने देश के विभिन्न प्रान्तों से आये 
हुए, सभी कवियों का स्वागत करता हूँ ओर उनसे प्राथना करता हूँ कि वे अखिल 
भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन जैसी महान्‌ संस्था के तत्वावधान में आयोजित 
इस कविनसम्मेलन के अनुरूप ही अपना काव्य-पाठ करने की कृपा करें ओर राजस्थान 
में पनपे हुए, हिन्दी के इतिहास को और भी अधिक गोरवशाली बनावें । 
इस कविनसम्मेलन के अवसर पर जब्च कि हमारी भाषा के अनेक प्रतिष्ठित 
ओर ख्याति प्राप्त कबि विराजमान हैं, तब्र॒ उनके काव्य-श्रवण की उत्कट लालसा के 
ध्य में में आपके सामने कोई लम्बा चोड़ा मापण नहीं देना चाहता। कविनसम्मेलन 
के सम्बन्ध में अनेक वर्षों के जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए. हैं, उनकी ओर में संकेत मात्र 
कर अपने कवियों को काव्य-पाठ का निमन्त्रण दे दूँगा। 
साहित्य के इस बिकासोन्मुख हिन्दी काव्य की जितनी अधिक पुस्तकें इधर 
प्रकाशित हुई हैं उत्तनी साहित्य के किसी दूसरे अंग पर प्रकाशित नहीं हो सकी | 
श्६७ 


विचार-दर्शन 


इसका ताथर्य यह दै कि हमारे साहित्य का एकांग्ीय विकास हो रहा है ओर हमारे 
कृतिकारों में कवियों की संख्या बहुत श्रधिक बढ़ रही है | साहित्य के सम्यक विकास के 
लिए. यह परिस्थिति अधिक श्लाब्य नहीं कही जा सकती। जहाँ चिंतन-पक्ष का स्थान 
कल्पना-पक्त ग्रहण कर लेता दे वहाँ साहित्य राष्ट्र का मेरदरड नहीं हो सकता। 
राष्ट्रीय जीवन के संघ्रपों के लिए, कविता का ग्रावल्य अधिक हितकर नहीं | यद्यपि हमें 
कविता की ऐसे समय में भी थोड़ी बहुत आवश्यकता प्रतीत होती है । कवियों की इस 
बाढ़ का कारण अधिकतर कवि-सम्मेलन ही हैं और मेरे सहयोगी अनेक कवियों को इस 
बात का अनुभव होगा | केवल साहित्य के ही नहीं किन्तु समाज और परिवार के छोटे 
मोटे उत्सवों में भी कवि-सम्मेलनों के आयोजन और उनके लिए. आग्रहपूर्ण निमन्त्रण 
उन्हें मिलते रहते हैं| कवि-सम्मेलन आज मनोरंजन और विनोद के ऐसे साधन हो 
गये हैँ कि साधारण जनता के मन में भी उनके लिए श्रद्धा का भाव नहीं रह गया है | 
यही कारण है कि हमारे प्रतिष्ठित कवि कवि-सम्मेलनों में जाना अपमान जनक समंभते 
हैँ। और उनका यह व्यवहार अनुचित नहीं कहा जा सकता | इन कवि-्सम्भेलनों में 
ऐसे द्वी व्यक्तियों का जमाव होता है जो कविता के नाम से परिहास, विनोद और 
अश्लीलता की सीमा तक पहुँची बातें कद सकते हैं। इन कवि-सम्मेलनों का प्रभाव 
चाहे इतना भले ही हो कि साधारण जनता तक कविता की कुछ पंक्तियाँ पहुँच गई हों | 
किन्तु इतनी सस्ती भावुकता से किसी भी साहित्य का कल्याण नहीं हो सकता। भेरा 
दृढ़ विश्वास है कि यदि इसी प्रकार के कवि-सम्मेलन होते गए. तो हिन्दी कविता की 
बढ महान जिम्मेदारी जिसके द्वारा वह राष्ट्रीय उदतोधन का कार्य करने जा रही है, 
अत्यन्त देय और घुणास्पद बन जायगी । हम ऐसे कवि-सम्मेलन का रूप देखना चाहते 
है जहाँ साहित्य की प्रवृत्तियों का स्वरूप सामने आ सके, जहाँ देश की परिस्थितियों के 
अनुरूप साहित्य का निर्माण हो सके, जहाँ जनता की रुचि का परिष्कार हो सके और 
प्रतिभाशाली कब्रियों की विश्वमान्य कृतियों का खुजन संभव हो सके। अखिल 
भारतवर्पीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ही इस दिशा में सचेष्ठ हो सकेगा, इसी भावना से 
प्रेरित दोकर में कुछ बातें आप बन्धुओं के सामने उपस्थित करना चाहता दूं 
पहली बात तो यद दे कि बद् अखिल भारतवर्पीय कब्रि-सम्सेलन केबल आज 
की आयोजना न होकर वर्ष भर की हो और यह अपनी समिति के सहयोग से वर्षमर 
झार्य करे तथा कविता की गतिविधि पर इंष्टि स्बकर उसका अनुशासन करे। वर्ष के 
शस्त में वर्ष गर में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संग्रह प्रकाशित कर सह ्ट्न्दी 
संसार के सामने प्रस्तुत करे और नवीन कवियों का मार्य-पर्दशन करे | 


कक 


भाषणु--३ 


दूसरी बात यह हे कि यदि यह साधारण समारोहों पर फर्तिन्सम्शेलन के 
आयोजन फे गेक्ने शी चेश फर सके लो फरे । जिनना व्यय कवियों के झुलाने में किया 
जाता है, उसने में किसी होमदार छवि की रसना प्रकाशित हो सकती है अ्रथवा 
कविता हे: सम्बन्ध में सोई शगदर्शक गन्ध लिखा जय सकता दै। 

तीमरी शान यह है कि गदि फरिसम्गेलनों के स्थान पर ऐसा साद्ित्यिक 
समारोद हो सझे सिसमें प्राचीन और श्ाधुनिक कवियों पर प्रतिष्टित विद्वानों के भाषण 
ही ग्रभग् मान्य कवियों की रचना शा पाठ .हो ते जनता में बाह्य के प्रति और 
परमियसि उत्न्त फस्ने को यह सेदसर रूप शोगा। 

लागी शान है साधनदरीन कवियों की रचना को प्रभाशन ख़थवा उननवी 
स्ययस्था ऋग्ने दा पुत्री साय झतधिल सारतीय कव्िन्मस्मेलस को ही करना 
सादए । याद था स्वर प्रगाशित से कर मद सो पनिष्टित प्रकाशक के समीर तक दस 
पूरतियों को पहुंचा देसा उनित होगा । 

पसिर्ी बन मद है कि यदि संमंस हो सो झविन्‍सम्मेलसन झपना एक स्थायी 
फीप भी स्थापित करें झीर फविता पुस्तक साला के रूय में यह प्राचीन और अर्वाचीन 
फूवियों छी फविताशं को प्र फाशिन करे । 

ने इन अमायों का श्नुभव फिया है, इसलिए, में दस रिन्दी साहित सम्मेलन 
फी रथायी समिति श्लीर फवि-्म्मेलन की संयोजक समिति के सामने इस चातों को) 
मिनप्नता-पूर्यवक किम्तु निश्चयात्मकता के साथ उपस्यित फरला #ं। हमारे सादित्यि का 
महान्‌ दित होगा, सदि इस बातों के अनुरूप कार्य किया जा सफे । 

इसके श्रत्िरिक्त मुके शरीर कुछ नहीं कहना दे। में कविता लिखने ओर 
समन के नाते यद कत्त न्‍्य समनला हूँ कि यह प्राथना आप तक पहुँचा देँ। आप 
लोगें ने मुझे इन शतों के; कहने का श्रवकाश देकर मुझ पर जो कृपा की है उसके 
शरण में श्राप धन्यवाद देया हैं श्रार इस अवसर पर उपस्थित होने बाले सभी कबि- 
न्पुश्रा फा दस मंच पर काव्य-पाठ का निमस्त्रण देता हूँ। मुझे विश्वास दे कि जयपुर 
में होने वाले इस पुनीत सादित्यिक समारोह के अससर श्रौर स्थल के अनुरूप आप 
सुरुचिपणु ही काव्य-पाद फरेंगे। श्रोताश्रों से भी प्रार्थना हे कि किसी कवि का श्रपमान 
या उपद्ास ने करते हुए; उनकी रचना झादर श्रीर श्रद्धा के साथ सुनने की कृत करेंगे । 

कवियों की जन्मभूमि राजस्थान की बत्दना कर मैं कवि-सम्मेलन का कार्यक्रम 
आरम्म करता हू । 


१६६ 


आँसुओं की विजय 


राजनीति के ज्षेत्र में अमर रानी लक्ष्मीबाई ने असमय में ही अपने प्राण त्याग 
थे | आज साहित्य के ज्षेत्र में अमर सुभद्राकुमारी ने जीवन के मध्य में ही संसार 
;£ दिया ! जैसे सुभद्राकुमारी मं रानी लक्ष्मीबाई के ही प्राण थे जो अपने प्राचीन 
कारों में राननीति और राष्ट्रीयता की भावना नहीं भुला सक्रे | सुभद्राकुमारी का 
रीर पाने पर वे प्राण पहले राष्ट्रीयता में स्पंदित हुए, बाद में उसी राष्ट्रीयता से ओत- 
त साहित्य में | लेकिन मैं रानी लक्ष्मीच्राई से पूछना चाहता हूँ ः देवि, तुम क्रान्ति: 
गरिणी हो । अपनी महत्वाकांज्ा के आदश की पूर्ति के लिए तुम अनेक बार भारत- 
यूमि पर अवतरित होश्ोगी किन्तु जीवन के मध्य ही में संसार छोड़ देना तुम्हें क्‍यों 
अच्छा लगता है ? तुम अमरत्व का अनुसरण नहीं करतीं, अमरत्व तुम्हारा अनुसरण 
करता है। किन्तु तप अमरत्व को कंकाल की मॉति क्यों छोड़ देती हो ? कुछ अधिक 
जीवित रह कर उसमें अपनी स्फूर्तियों का रंग क्‍यों नहीं भरतीं ९ 
अगर सुभद्राकुमारी संसार में नहीं है। कया केवल वर्षों के ४३ सोपानों में ही 
उन्हें 'मातृ-मन्दिरं का द्वार मिल गया ? यह जीवन-पथ बहुत छोटा था उनकी सहज 
संभावनाओं को देखते हुए । कोई उन्हें रोक नहीं सका जाते हुए | कौन जानता था कि 
उनकी उस छोटी सी यात्रा में मद्म्यात्रा उन्हें पुकार रही है। क्षशाणी किसी की 
ललकार सदन नहीं करती। उसने उस महा-यात्रा' के आवाहन को भी स्वीकार 
कर लिया | 
आज साहित्य के सहस्यों कंठ सुभद्रा के प्रस्थान पर कुंठित हो गए हैं। जो 
साहित्य उनकी उत्कृष्ट रचनाएँ पाकर गौरवान्वित हुआ था, वही श्रान उनके चलते 
ज्ञान पर स्तंमित है। देखें वह अयनी सुभद्रा की स्मृति किस रूप में सुरक्षित रखता है । 
थे मुझे अपना आत्मीय समझती थीं। उत्साह से अनेक भार उन्होंने मुझसे 
मे रचनाएँ सुनी थीं आर अयनी रचनाएँ मुंझे सुनाई थीं। 'मुकल' पर दो शब्द 
तने समय मेरे मन में आशा ओर उमंग थी, आज ये पंक्तियाँ लिखते समय आँसू 
मत छनी का मांग सेक रहे हैं | 
५०८2... + उस दी की विजय दो, किन मेरी कामना है कि मेरे इन आँसुओं की 
6 में उनका प्रस्थान-नथ्र श्रत्रिक कोमल हो जाब--उन्हें कोई कष्ट न हो | 


लक के 


